निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 35 


10 भाद्र, 1932 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

1 सितम्बर 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-73 


पुर: स 


या 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

75-82 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


83-84 


2 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

10 अगस्त 2010 
एस0 ओ0 198 दिनांक 1 सितम्बर 2010 — नोटरीज एक्ट , 1952( 53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3460 / जे0 , दिनांक 12 जून 1985 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मु 0 जमील अहमद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 12 जून 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि 

किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मु ० जमील 


12.06.85 


मुंगेर जिला 


अधिवक्ता, तोपखाना 

मुंगेर 


बी 0 ए 0 
बी 0 एल 0 


अहमद 


बाजार , 


( सं 0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-51/ 84 /3509/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


10 अगस्त 2010 
एस0 ओ0 199 - एस0 ओ0 198 दिनांक 1 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 सं0 - ए0/ ए0बी0-51/84/ 3509/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


The 10th August 2010 
S.O. 198 dated the 1st September 2010 — In exercise of the powers conferred by section-5 ( 2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Jamil Ahmad and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 3460/J. dated 12th June 1985 to practice as notary again 
for the next five years from 12th June 2008 . 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


3 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residential/ 
Professional 

address 


Date of which the 
name of Notary 
has been entered 
in the Register 

3 


Area in which 
Notary to 
practice. 


1 


2 


4 


5 


6 


12.06.85 


ShriMd. Jamil 
Ahmad 


Advocate , 
Topkhana Bazar, 
Munger 


B.A. 
B.L. 


Munger 
District 


( File no .- A/ A.B.- 51 / 84/ 3509/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary. 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 जुलाई 2010 
सं ० 7/ एल6-1016/ 2006-743 — श्री अरूण किशोर प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, केन्द्रीय भंडार 
एवं शिविर प्रमंडल , बरवाडीह , शिविर - देव, औरंगाबाद सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, सोन नहर अंचल , आरा को बिहार सेवा 
संहिता के नियम -227 , 228, 230 एवं 232 के अन्तर्गत दिनांक 21 सितम्बर 2007 से 26 दिसम्बर 2007 तक की अवधि की 
अवकाश स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है: 

( क ) दिनांक 21 सितम्बर 2007 से 22 नवम्बर 2007 तक - कुल 63 (तिरसठ ) दिन उपार्जित अवकाश एवं , 
( ख ) दिनांक 23 नवम्बर 2007 से 26 दिसम्बर 2007 तक - कुल 34 ( चौंतीस) दिन अर्धवैतनिक अवकाश के रूप में । 
2. यदि श्री गुप्ता उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव( प्रबंधन) । 


16 जुलाई 2010 
सं ० 7 / एल 6-1009 / 10–698 — श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता , बाढ़ नियंत्रण अवर 
प्रमंडल , गुठनी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल , पटना सिटी, करबिगहिया , पटना को बिहार सेवा 
संहिता के नियम -232 एवं 234 के अन्तर्गत दिनांक 1 अगस्त 2009 से 4 अक्तूबर 2009 तक कुल 65 (पैंसठ) दिनों का 
रूपांतरित अवकाश ( जो 65 x 2 = 130 दिनों का अर्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य है ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
यदि श्री श्रीवास्तव उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी 

कुमार सिंह , अवर सचिव(प्रबंधन ) । 


2 . 


8 जुलाई 2010 
सं0 7 / एल 6-1011 / 10-669 — श्री निकेत कुमार, सहायक अभियंता, योजना एवं रूपांकण प्रमंडल सं0-3 , 
मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम -227, 228, 230 , 232 एवं 236 के अन्तर्गत दिनांक 1 दिसम्बर 2009 से 
18 दिसम्बर 2009 तक की अवकाश अवधि को निम्न रूपेण स्वीकृति प्रदान की जाती है: 

(क ) दिनांक 1 दिसम्बर 2009 से 8 दिसम्बर 2009 तक कुल 8 दिन उपार्जित अवकाश के रूप में । 
( ख) दिनांक 9 दिसम्बर 2009 से 16 दिसम्बर 2009 तक कुल 8 दिन अर्धवैतनिक अवकाश के रूप में एवं 
( ग) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 से 18 दिसम्बर 2009 तक कुल 2 दिन असाधारण ( अवैतनिक ) अवकाश के रूप में । 
2. यदि श्री कुमार उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव ( प्रबंधन) । 


4 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


8 जुलाई 2010 
सं 0 7 / एल 6-1013 / 10-670— श्री राम विजय कुमार, सहायक अभियंता ( प्रावैधिक), जल निस्सरण अनुसंधान 
अंचल, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 27 मई 2009 से 14 सितम्बर 
2009 तक कुल 111 ( एक सौ ग्यारह ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. यदि श्री कुमार उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव( प्रबंधन) । 


8 जुलाई 2010 
सं ० 7 / एल 6-1004 / 10-671— श्री रवीन्द्र कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी ( सहायक अभियंता) उत्तर कोयल नहर 
अवर प्रमंडल सं0-1, मदनपुर, शिविर - औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम -232 एवं 234 के अन्तर्गत दिनांक 17 
सितम्बर 2009 से 15 दिसम्बर 2009 तक कुल 90 ( नब्बे) दिनों का रूपांतरित अवकाश ( जो 90 x 2 = 180 दिन अर्धवैतनिक 
अवकाश के समतुल्य है ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. यदि श्री कुमार उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव( प्रबंधन) । 


29 जून 2010 
सं ० 8 / पी 3-05 / 2009-3502 — बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि 0, पटना के पत्रांक 898/10 
दिनांक 17 जून 2010 के आलोक में दिनांक 21 जून 2010 को जल संसाधन विभाग (मुख्यालय), सिंचाई भवन, पटना में 
योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षारत सहायक अभियंता (असैनिक ), श्री ज्ञान चन्द सिंह , गृह जिला - रोहतास , आई0 डी 0 
सं 0 3906 को मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना के अधीन सहायक निदेशक , जल विज्ञान निदेशालय, 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव( प्रबंधन ) । 


29 जून 2010 
सं ० 8 / पी 3-09 / 2009-3495— श्री विजय कृष्ण शर्मा, सहायक अभियंता (असैनिक ), गृह ज़िला - पूर्वी चम्पारण , 
आई0 डी 0 - जे 5057, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, जीवधारा (तिरहुत नहर प्रमंडल सं0-1, मोतिहारी के अन्तर्गत) को प्रशासनिक 
दृष्टिकोण से स्थानांतरित करते हुए मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर के अधीन प्राक्कलन पदाधिकारी, तिरहुत नहर प्रमंडल 
सं0-2, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, विशेष सचिव । 


25 जून 2010 
सं ० 7 / एल 6-1020 / 10–617- श्री जगतानन्द राम , सहायक अभियंता ( असैनिक ), गंगा पम्प नहर प्रमंडल सं0-2, 
बटेश्वर स्थान, कहलगाँव , शिविर -शिवनारायणपुर को वित्त विभाग, बिहार , पटना का पत्रांक 1878 दिनांक 25 मार्च 2006 के 
आलोक में दिनांक 18 मई 2005 से 1 जून 2005 तक हड़ताल अवधि का देय उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 
2. यदि श्री राम उक्त अवधि में हड़ताल में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अंजनी कुमार सिंह , अवर सचिव(प्रबंधन) । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


5 


12 अगस्त 2010 
सं ० 8 / पी 0 ( यांत्रिक ) 5-003 / 09–4448— श्री महावीर त्रिपाठी, सहायक अभियंता ( यांत्रिक), आई.डी. 
कोड -एम 0460 , गृह जिला -सिवान जो विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं , को डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ , पटना के अधीन सहायक 
अभियंता ( यॉ 0) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , विशेष सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


आदेश 

23 जून 2010 
संख्या-7 / प्रो0-03-1002 / 2002-598 — जल संसाधन विभाग, बिहार के अर्न्तगत वर्ष 1979 में नियुक्त श्री उमेश 
कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता ( असैनिक ) , आई0 डी0-2058, वरीयता क्रमांक -544 / ए -17 / 08 की सेवा बिहार अभियंत्रण 
सेवा वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक ) के पद पर सेवा सम्पुष्ट ( Confirm) की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव ( प्रबंधन) । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


कार्यालय आदेश 


14 अगस्त 2010 


सं 0 9 / नि0-01-02 / 2010 सा 0 प्र0-244 — बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 के नियम 4.2 
के आलोक में गठित चयन समिति से विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है । 

चयन समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त नियमावली के नियम 4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत 
निम्नांकित अभ्यर्थियों को बैंड वेतन रु 0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु 0 1900 में सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय 
लिपिक के पद पर संबंधित विभागों में योगदान की तिथि से नियुक्ति हेतु उन्हें उनके नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित 
विभाग / कार्यालय में आवंटित किया जाता है : 
क्रमांक नाम, पिता का नाम एवं पता खेल विधा का नाम 

कोटि 

पदस्थापन का 
एवं जन्म तिथि 

विभाग / कार्यालय 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


सामान्य 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 


2 


अनु० जा ० 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 


3 . 


सामान्य 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


स्मिता कुमारी, पिता - श्री सच्चिदानन्द हॉकी / 15.01.1984 
सिन्हा, क्वार्टर नं0-109, रोड 
नं0-01, राजवंशीनगर, पटना-23 
रणजीत कुमार भारती , पिता - श्री 

राईफल शूटिंग / 
दशरथ दास , भंवर पोखर, 

01.03.1978 
पोस्ट - बांकीपुर, पटना -800 004 
अभिषेक कुमार राठौर, पिता - श्री एथलेटिक्स / 
दयानन्द सिंह , ग्राम व पोस्ट - साहुका , 17.11.1987 
जिला - कैमूर- 821110 
पम्मी कुमारी, पिता - श्री रामेश्वर एथलेटिक्स / 
प्रसाद, इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड के उत्तर, 06.02.1987 
जिला - मधेपुरा- 852113 
धर्मेन्द्र कुमार, पिता - श्री लक्ष्मी एथलेटिक्स / 
नारायण मेहता, ग्राम - दुधैला, 
पो ० - सुन्दरगंज , जिला - औरंगाबाद 
824101 


4 


सामान्य 


पथ निर्माण विभाग 


5 


पिछडा वर्ग 


सामान्य प्रशासन विभाग 


13.02.1992 


6 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


क्रमांक 


नाम , पिता का नाम एवं पता 


खेल विधा का नाम 


कोटि 


एवं जन्म तिथि 


पदस्थापन का 
विभाग / कार्यालय 


2 


3 


4 


5 


1 

6 


पिछडा वर्ग 


जल संसाधन विभाग 


सुधा कुमारी , पिता - श्री गौरीशंकर 

पावर लिफ्टिग / 
मेहता, मखनपुर इदगाह, गुलजारबाग, | 01.06.1979 
पटना-7 


7 


पिछडा वर्ग 


पथ निर्माण विभाग 


8 


सामान्य 


सामान्य प्रशासन विभाग 


9 


सामान्य 


जल संसाधन विभाग 


10 


सामान्य 


जल संसाधन विभाग 


11 


सामान्य 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


12 


सामान्य 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 


प्रीति रानी, पिता - श्री निरंजन प्रसाद पावर लिफ्टिंग / 
सिंह, महाराजगंज कुर्मी टोला -पोस्ट 15.01.1982 
गुलजारबाग , पटना -7 
संध्या सिन्हा, पिता - श्री प्रमोद रंजन कैरम / 03.08.1988 
सिन्हा, न्यू दमड़िया, गर्दनीबाग, 
पटना 
गुड़िया रानी सिंह, श्री चन्देश्वर 

कैरम / 19.01.1986 
प्रसाद सिंह , ग्राम - नया पानापुर, 
अकीलपुर, पटना -12 
खुशबू रानी, पिता - श्री प्रफुल्ल कुमार | कैरम / 01.11.1988 
झा , अयोध्या प्रसाद लेन, मोतीझील 
मुजफ्फरपुर 
पूजा कुमारी, पिता - श्री सत्येन्द्र 

कबड्डी / 27.01.1990 
प्रसाद सिंह, ग्राम – कसाप, 
जिला – भोजपुर 
रश्मि कुमारी, पिता - श्री अवधेश कबड्डी / 04.02.1990 
कुमार सिंह , बिहार औटोमोबाइल के 
निकट , मिरचाईबाड़ी वार्ड -8, पोस्ट 
एवं जिला - कटिहार- 854105 
देवन्ती कुमारी , पिता - श्री भूषण सिंह, कबड्डी / 02.02.1992 
ग्राम व पोस्ट -बिहट कला, 
इब्राहिमपुर, जिला - बेगूसराय 
विपल सुभाषी, स्व 0 हरिमोहन प्रसाद, शतरंज / 04.01.1988 
दीवान मोहल्ला, पातो की बाग , 
पटना -800008 
सौरभ रूप , पिता - श्री अंजनी कुमार शतरंज / 11.02.1986 
वर्मा, वार्ड नं0–2, शंकर चौक , 

डुमरा 
कोर्ट, जिला - सीतामढ़ी- 843301 
मेनहाजूल होदा, पिता - श्री सिराजुल | शतरंज / 06.02.1987 
होदा, द्वारा जूनून मिरसीकर टोला , 
पटना -800007 
प्रवीण कुमार , पिता - श्री प्रेम कुमार कराटे / 01.06.1987 
सिंह, गंगा बाबू की ठेकी, 
पो 0 - बेगमपुर, पटना-9 
निशा कुमारी, पिता - श्री जितेन्द्र 

कराटे / 01.03.1981 
कुमार रंजन, द्वारा रामाधार पासवान, 
ग्राम - सैदपुर, पो 0 - टेहटा, 
जिला - जहानाबाद 


13 


सामान्य 


सामान्य प्रशासन विभाग 


14 


पिछड़ा वर्ग 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


15 


सामान्य 


पथ निर्माण विभाग 


16 


सामान्य 


सामान्य प्रशासन विभाग 


17 


सामान्य 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 


18 


पिछडा वर्ग 


जल संसाधन विभाग 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


7 


क्रमांक 


नाम, पिता का नाम एवं पता 


खेल विधा का नाम 


कोटि 


एवं जन्म तिथि 


पदस्थापन का 
विभाग / कार्यालय 


1 


2 


3 


4 


5 


19 


20 


21 


22 


अनु ० जाति 


17.06.1987 


सुप्रीया सिन्हा, पिता - श्री 

रघुनाथ कराटे / 26.12.1989 

सामान्य पथ निर्माण विभाग 
प्रसाद सिन्हा, त्रिपोलिया , 
गुलजारबाग, पटना -7 
श्रवण कुमार गुप्ता, पिता - श्री 

तलवारबाजी / 

पिछडा वर्ग 

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 
शिवनाथ प्रसाद, गायघाट, डंका 16.10.1980 
इमली, गुलजारबाग, पटना -7 
राजेश कुमार, पिता - श्री कृष्णा तलवारबाजी / पिछडा वर्ग 

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 
प्रसाद, पिताम्बर मंदिर कॉलोनी , 04.01.1979 
गुलजारबाग , पटना -7 
प्रियंका कुमारी, पिता - श्री जितेन्द्र तलवारबाजी / 

पथ निर्माण विभाग 
राउत , द्वारा - रंजीत राउत , सुदामा 
सदन मठ, लक्ष्मणपुर, कोईबरी टोला, 

पो 0 - गुलजारबाग , पटना -7 

2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी होगी तथा पदस्थापन के विभाग द्वारा संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध कराये गये खेल 
संबंधी, जन्म तिथि , शैक्षणिक , जाति तथा आवासीय मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर 
बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है । 

3. विभागीय संकल्प संख्या 2082 दिनांक 1 अप्रील 2003 एवं पत्र संख्या 1859 दिनांक 8 जुलाई 2006 में विहित 
प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के विभाग द्वारा नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा । 

4. पदस्थापन के विभाग / कार्यालय में योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे । 

5. पदस्थापन विभाग / कार्यालय में योगदान की तिथि को सभी नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को हाल के पासपोर्ट 
साइज की 4-4 प्रतियाँ जमा करानी होगी । 
6. इस पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अजय कुमार सिन्हा, उप - सचिव । 


, 


पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

17 जून 2010 
सं 0 पि ० व ० स्था0-10-31 / 2010-908 श्रीमती आशा रानी गुप्ता , प्रधान आप्त सचिव , जिन्हें बिहार 
सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या / ज्ञापांक -5141 दिनांक 1 जून 2010 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं 
अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पदस्थापित किया गया है, के अनुपालन में श्रीमती गुप्ता, प्रधान आप्त सचिव 
द्वारा दिनांक 3 जून 2010 को अपना योगदान इस विभाग में दिया है को योगदान की तिथि से स्वीकृत किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

कृष्ण प्रसाद , उप - सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

26 अप्रील 2010 
सं ० 3 / उ० स्था ० (पदस्थापन)03/10 का०-1660 — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( सामान्य प्रशासन विभाग) 
के अधिसूचना संख्या -2510 दिनांक 17 मार्च 2010 द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री हीरालाल, आप्त सचिव को 
बैंड वेतन रु . 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु . 6600 में प्रधान आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप उद्योग विभाग 


8 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


में पदस्थापित किया गया है । फलस्वरूप इनका योगदान दिनांक 15 अप्रील 2010 के पूर्वाह्न से स्वीकृत करते हुये प्रधान 
सचिव के प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

3. इनके वेतन की निकासी उद्योग विभाग के मुख्य शीर्ष -3451 सचिवालय लघु शीर्ष- आर्थिक सेवाएँ - 90 – सचिवालय 
-0001 माँग संख्या -23 विपत्र कोड संख्या -3451000900001 से की जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह 0) -अस्पष्ट, उप सचिव 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

17 अगस्त 2010 
सं ० 1 / सह.स्था.(7) सेवा संपुष्टि 08 / 2010 - सह - 3407 — बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग ) के 
निम्नलिखित पदाधिकारियों को मूल कोटि पर सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ / जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं समकक्ष 
के स्थायी पदों पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से बिहार सहकारिता सेवा में संपुष्ट किया जाता है : 

वरीयता कोटि क्रमांक 
क्र.सं. पदाधिकारी का नाम 

प्रथम नियुक्ति की 
( वर्ष 2009) 

तिथि 

सेवा संपुष्टि की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री संतोष कुमार झा 


47 


07.12.1995 


01.04.2001 


2 


श्री नरेश कुमार 


68 


28.02.2004 


27.04.2010 


3 


69 


25.02.2004 


05.05.2010 


श्री संजय कुमार मंडल 
श्री विद्याभूषण मिश्र 


4 


74 


13.07.2007 


11.07.2009 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

ललन राय, उप सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 अगस्त 2010 
संख्या -6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-3714 / वा 0 क 0 - श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, बि 0 वि 0 से 0 , सम्प्रति परीक्ष्यमान 
वाणिज्य - कर पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा को वाणिज्य कर न्यायाधिकरण का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् , दिनांक 21 
अगस्त 2010 से अगले 15 सप्ताह के लिए अंचल प्रशिक्षण हेतु वाणिज्य कर पदाधिकारी, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-3715 / वा 0 क 0 - श्री मुकेश कुमार, बि ०वि ० से0, सम्प्रति परीक्ष्यमान् 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को वाणिज्य कर न्यायाधिकरण का प्रशिक्षण पूर्ण होने के 
पश्चात्, दिनांक 21 अगस्त 2010 से अगले 15 सप्ताह के लिए अंचल प्रशिक्षण हेतु वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 
पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-3716 / वा 0 क0 - श्री शशिकान्त चतुर्वेदी , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति परीक्ष्यमान् 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया को वाणिज्य कर न्यायाधिकरण का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात्, दिनांक 21 
अगस्त 2010 से अगले 15 सप्ताह के लिए अंचल प्रशिक्षण हेतु वाणिज्य - कर पदाधिकारी, औरंगाबाद अंचल , औरंगाबाद के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

संख्या -6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-3717 / वा 0 क 0 - श्री रवि रंजन आलोक , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति परीक्ष्यमान् 
वाणिज्य कर पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियॉ को वाणिज्य कर न्यायाधिकरण का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् , दिनांक 21 
अगस्त 2010 से अगले 15 सप्ताह के लिए अंचल प्रशिक्षण हेतु वाणिज्य कर पदाधिकारी , कटिहार अंचल, कटिहार के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

संख्या-6 / नि 0 / प्रति नि0-01-001 / 2009-3718 / वा 0 क 0 - श्री संजय कुमार, वि 0 वि0 से0, सम्प्रति परीक्ष्यमान् 
वाणिज्य - कर पदाधिकारी, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर को वाणिज्य कर न्यायाधिकरण का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् , दिनांक 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


9 


21 अगस्त 2010 से अगले 15 सप्ताह के लिए अंचल प्रशिक्षण हेतु वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुंगेर अंचल , मुंगेर के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मो ० शमीम , अवर सचिव । 


पटना उच्च न्यायालय 


क्रम 


अधिसूचनाएं 

6 जनवरी 2010 
सं ० 1 नि 0 — निम्न तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) को 
तालिका के सतम्भ 3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य के 
अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक / प्रभारी न्यायाधीश के रूप में नियोजन के लिए अपर 
मुंसिफ नियुक्त किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या एवं वर्तमान पदस्थापन का ब ) साधारण: अधिष्ठित रहने का स्थान 
स्थान जजी सहित 

स) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं । 
श्री श्री प्रकाश मिश्रा, अ ) अपर मुंसिफ 

श्री ओ0 पी 0 सिंह के स्थान पर 
मुंसिफ 

ब ) समस्तीपुर 
समस्तीपुर ( समस्तीपुर ) स ) समस्तीपुर 
श्री आशुतोष कुमार I, अ) अपर मुंसिफ 

श्री वी 0 के 0 तिवारी के स्थान पर 
न्यायिक दण्डाधिकारी 

ब ) गया 
छपरा ( सारण ) 

स ) गया 


1 


2 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 6th January 2010 
No. 1 A — The Judicial officers (Civil Judge Junior Division ) named in column no . 2 of the table 
given below are hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar/ Judge Incharge , 
Civil Courts, to do the Administrative work in additional to their Judicial functions in the Judgeship as 
mentioned in column no . 3 and in the chain specified in column no . 4 of the table . 

a ) Designation at the new station . 
Name of the Officers with b ) Place where the Officer is to be 
Si. 
designation and place of stationed . 

Chain of transfer 
No. 
posting with Judgeship c) Name of the Judgeship in which 

posted on transfer 
1 . Sri Shree Prakash Mishra , a ) AdditionalMunsif 

Vice Sri O.P. Singh 
Munsif , Samstipur 

b ) Samastipur 
(Samastipur 

c ) Samastipur 
2 . Sri Ashutosh Kumar I. a ) Additional Munsif 

Vice Sri V.K. Tiwary 
Judicial Magistrate , Chapra b ) Gaya 
( Saran) 

c ) Gaya 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


10 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


7 जनवरी 2010 
सं ० 7 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अर्न्तगत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश ( कनीय 
कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान 
की जाती है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
संख्या 

श्रीमति अर्चना सिंह 
न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी - सह - अपर मुंसिफ , गया 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


1 


गया 


। 


The 7th January 2010 
No. 7 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 11 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Civil Judge 
(Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a JudicialMagistrates of 
the 1st Class for the district noted against her name in column no . 3 of the table. 


. 


Sl. 
No. 


Name of the Officer with designation and present place of posting 


Name of the 

District 


1 


2 


3 


Gaya 


Smt. Archana Singh , 
JudicialMagistrate 2nd Class-cum - Additional Munsif,Gaya. 


By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


7 जनवरी 2010 
सं ० 8 नि 0 श्री गजेन्द्र प्रसाद , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कटिहार को अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , त्वरित न्यायालय, खगड़िया के रूप में स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 7th January 2010 
No. 8 A — Sri Gajendra Prasad , Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court, 
Katihar, is transferred as Additional District and Sessions Judge of Fast Track Court at Khagaria . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


6 जनवरी 2010 
सं ० 9 नि 0 — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों ( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि) को 
तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


11 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान 
पदस्थापन का स्थान ( जजी सहित ) 


1 


श्री हरि दयाल पटेल, 
अवर न्यायाधीश, बेनीपुर 
( दरभंगा) 


अ ) नए स्थान का पदनाम 
ब ) पदाधिकारी का साधारणः अधिष्ठित रहने का स्थान 
स) जजी जहाँ स्थानान्तरोपरांत नियुक्त किए जाते हैं । 
अ ) अपर न्यायाधीश 
ब ) जमुई 
स ) जमुई 
अ ) अपर न्यायाधीश 
ब ) नवगछिया 
स ) भागलपुर 
अ ) अपर न्यायाधीश 
ब ) बेनीपुर 
स ) दरभंगा 


2 


श्री राधे कृष्ण , 


3 


अवर न्यायाधीश, सासाराम 
( रोहतास ) 
श्री राम देव पासवान , 
अवर न्यायाधीश, छपरा 
( सारण ) 
श्री शिव शंकर झा , 
अवर न्यायाधीश, बक्सर 
( बक्सर ) 


4 


अ ) अपर न्यायाधीश 
ब ) लक्खीसराय 
स) मुंगेर 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


1 


The 6th January 2010 
No. 9 A – The Subordinate Judges (Civil Judge, Sr. Division ) named in column no . 2 of 
the table given below are appointed as Subordinate Judges in the Judgeships to be stationed 
ordinarily at the places mentioned in column no . 3. 
SI. Name of the Officers with a ) Designation at the new station . 
No. designation and place of b ) Place where the Officer is to be stationed . 
posting (with Judgeship ) 

c ) Name of the Judgeship in which posted on transfer 
Sri Hari Dayal Patel 

a ) Sub Judge 
Sub Judge , Benipur 

b ) Jamui 
( Darbhanga ) 

c ) Jamui 
2 Sri Radhey Krishna 

a ) Sub Judge 
Sub Judge, Sasaram 

b ) Naugachia 
( Rohtas ) 

c ) Bhagalpur 
3 Sri Ram Deo Paswan 

a ) Sub Judge 
Sub Judge, Chapra 

b ) Benipur 
( Saran) 

c ) Darbhanga 
4 Sri Shiv Shankar Jha 

a ) Sub Judge 
Sub Judge, Buxar 

b ) Lakhisarai 
(Buxar ) 

c ) Munger 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


12 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


15 जनवरी 2010 
सं ० 26 नि 0 श्री सत्य प्रकाश नारायण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सिवान को श्री सुधांशु कुमार 
लाल के स्थान पर बेगूसराय, के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतररित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 15th January 2010 
No. 26 A - Sri Satya Prakash Narayan Singh, Principal Judge, Family Court , Siwan is 
transferred as District and Sessions Judge of Begusarai vice Sri Sudhanshu Kumar Lal. 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


18 जनवरी 2010 
सं ० 39 नि ० — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अर्न्तगत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक 
न्यायाधीश , कनीय कोटि ) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
श्री विद्या प्रसाद , मुंसिफ , बेनीपुर 

दरभंगा 


उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 18th January 2010 
No. 39 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Munsif 
(Civil Judge, Junior Division ) named in column no.2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no.3 of the table. 

SI. Name of the Officer with designation and present place of posting Name of the 
No. 

District 
2 

3 
Sri Vidya Prasad ,Munsif , Benipur 

Darbhanga 
By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


1 
1 


27 जनवरी 2010 
सं ० 50 नि 0 अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर संप्रति प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, सासाराम के 
रूप में पदस्थापित श्री राधा कृष्णा, की सेवायें सदस्य सचिव , बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , 
पटना को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


। 


The 27th January 2010 
No. 50 A - On being relieved of his present assignment , the services of Sri Radha 
Krishna , Principal Judge , Family Court, Sasaram , are placed at the disposal of the State 
Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms, Patna for his 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


13 


appointment as Member Secretary , Bihar State Legal Services Authority , Patna on deputation 
basis for a maximum period of three years . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


28 जनवरी 2010 
सं ० 51 नि0_- श्री सर्वजीत , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय , दरभंगा को उनके वर्तमान पद पर 
बेनीपुर में पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 28th January 2010 
No. 51 A— Sri Sarbjit, Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court, Darbhanga , is 
posted in the same capacity at Benipur. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


28 जनवरी 2010 
सं ० 52 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर संप्रति अवर न्यायाधीश, छपरा के रूप में पदस्थापित श्री 
मृत्युंजय कुमार सिंह, की सेवाये सहायक निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के 
आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को सौंपी 
जाती है 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
वी 0 वी 0 पाठक , 

महानिबंधक । 


। 


The 28th January 2010 
No. 52 A- On being relieved of his present assignment, the services of Sri Mritunjay 
Kumar Singh I, Sub Judge , Chapra, are placed at the disposal of the State Government in the 
Department of Personnel and Administrative Reforms, Patna for his appointment as Assistant 
Registrar, Bihar State Legal Services Authority , Patna on deputation basis for a maximum period 


of three years . 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


29 जनवरी 2010 
सं ० 53 A नि ० — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में 
उच्च न्यायालय द्वारा मुंसिफ नियुक्त किया जाता है 

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार , बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट -1987 ( ऐक्ट 
XIX , 1987) द्वारा संबोधित बंगाल , आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 
की उप - धारा ( 2 ) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ -5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर 
होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ -5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद 
न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

स्तम्भ -5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला 
राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें । 


14 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


पदाधिकारीकानाम,पदनामएवंवर्तमान पदस्थापनकास्थान 


अ)नएस्थानकापदनाम ब)साधारणतःअधिष्ठितरहनेकास्थान स)जजीजहाँनियुक्तकिएगयेहैं 


स्थानांतरण 
की 
श्रृंखला 


नयेस्थानपरअधिकारियोंकोप्रदान कीगयीविशेषशक्तियाँ अ)बंगाल,आगराएण्डआसामसिविल कोर्टऐक्टकेअंतर्गत(साधारनप्रक्रिया) ब)प्रोविन्सिीयलस्मॉलकोजेज 

कोर्टसऐक्ट1987केअंतर्गत 


क्र०स० 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री मृत्युंजय सिंह , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी- सह - अपर मुंसिफ, 
गोपालगंज 


अ ) मुंसिफ 
ब ) गोपालगंज 
स ) गोपालगंज 


श्री आर ० के ० 
पाण्डेय के स्थान 


अ) गोपालगंज मुंसिफी की स्थानीय 
सीमाओं के अंतर्गत 

अंतर्गत 30,000/ 


पर 


रूपये तक 


2 


श्री सत्य नारायण शिवहरे , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 

बेतिया 


अ ) मुंसिफ 
ब ) बेतिया 
स ) पश्चिमी 
चम्पारण 


श्री के ० पी ० 
सिंह के स्थान 
पर 


ब ) गोपालगंज मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000/ - रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ) बेतिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 30,000/ - रूपये तक 
ब ) बेतिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 1,000 / - रूपये तक 
लघुवाद की शक्तियाँ 


श्रेणी, 


3 


श्री दीपक कुमार I, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, बेगुसराय 


अ ) मुंसिफ 
ब ) बेगुसराय 
स ) बेगुसराय 


श्री जी ० के ० 
श्रीवास्तव के 
स्थान पर 


4 


श्री विजय 

कुमार 

पाण्डेय , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, समस्तीपुर 


अ) मुंसिफ 
ब ) समस्तीपुर 
स ) समस्तीपुर 


श्री एस ० पी ० 
मिश्रा के स्थान 
पर 


अ) बेगुसराय मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 30,000 / 

रूपये तक 
ब ) बेगुसराय मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000 / - रूपये 

तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ ) समस्तीपुर मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 30,000 / -रूपये 

तक 
ब ) समस्तीपुर मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000 / - रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ ) बीरपुर मुंसिफी की 

स्थानीय 
सीमाओं के अंतर्गत 30,000/-रूपये 

तक 
ब) बीरपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 1.000 / - रूपये तक 
लघुवाद की शक्तियाँ 


5 


श्री सुशील कुमार दीक्षित , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, सहरसा 


अ) मुंसिफ 
ब ) बीरपुर 
स ) सहरसा 


श्री टी ० नाथ के 
स्थान पर 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


15 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री उमेश कुमार, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, पटना 


अ) मुंसिफ 
ब ) पटना 
स ) पटना 


श्री आर ० के ० 
श्रीवास्तव के 
स्थान पर 


अ ) पटना मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 30,000/ - रूपये तक 
ब ) पटना मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000 /- रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ) सीतामढ़ी मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 30,000 / 


7 


अ) मुंसिफ 


श्री प्रकाश पासवान , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, सीतामढ़ी 


श्री एस ० के ० 
सिंह के स्थान 
पर 


ब ) सीतामढ़ी 
स ) सीतामढ़ी 


रूपये तक 


8 


श्री राज कुमार चौधरी, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, सुपौल 


अ ) मुंसिफ 
ब ) सुपौल 
स ) सहरसा 


श्री एस ० के ० 
मिश्रा के स्थान 
पर 


ब ) सीतामढ़ी मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000/- रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ) सुपौल मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 30,000/ - रूपये तक 
ब ) सुपौल मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 1,000/ - रूपये तक 
लघुवाद की शक्तियाँ 


9 


श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 

मोतिहारी 


श्री ए ० के ० 
साह के स्थान 
पर 


अ ) मोतिहारी मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 30,000 / 


अ ) मुंसिफ 
ब ) मोतिहारी 
स ) पूर्वी 
चम्पारण 


श्रेणी, 


रूपये तक 


10 


श्री उदय प्रताप सिंह , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 

गया 


श्री जे ० प्रकाश 
के स्थान पर 


श्रेणी, 


अ ) मुंसिफ 
ब ) गया 
स ) गया 


ब ) मोतिहारी मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000 / - रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ ) गया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 30,000/-रूपये तक 
ब ) गया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 1.000 / - रूपये तक 
लघुवाद की शक्तियाँ 
अ ) औरंगाबाद मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 30,000/-रूपये 

तक 
ब ) औरंगाबाद मुंसिफी की स्थानीय 
सीमाओं के अंतर्गत 1,000/ - रूपये तक 

लघुवाद की शक्तियाँ 
अ ) दाउदनगर मुंसिफी की 


11 


श्री ए ० के ० 


श्री विकाश सिंह, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, औरंगाबाद 


अ) मुंसिफ 
ब ) औरंगाबाद 
स ) औरंगाबाद 


गुप्ता II के 


स्थान पर 


12 


श्री दीपक सिंह वर्मा, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 

औरंगाबाद 


अ) मुंसिफ 
ब ) दाउदनगर 
स ) औरंगाबाद 


श्री आर ० के ० 
मिश्रा के स्थान 
पर 


स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 30,000/ 


श्रेणी, 


रूपये तक 


ब ) दाउदनगर मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000 / - रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 


16 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


1 


2 


3 


4 


5 


13 


श्री संजीव कुमार पाण्डेय , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, खगड़िया 


अ ) मुंसिफ 
ब ) खगड़िया 
स ) खगड़िया 


श्री मो ० एच ० 
अंसारी के स्थान 
पर 


अ ) खगड़िया मुंसिफी की स्थानीय 
सीमाओं के 

के अंतर्गत 30,000 / 
रूपये तक 
ब ) खगड़िया मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000 / - रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 


14 


श्री कुमार माधवेन्द्र , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, आरा 


अ ) मुंसिफ 
ब ) आरा 
स ) भोजपुर 


श्री बी ० एन ० 
मिश्रा के स्थान 
पर 


अ ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 30,000/-रूपये तक 
ब ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 1,000/ - रूपये तक 
लघुवाद की शक्तियाँ 


15 


श्री अतुल कुमार सिंह, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, मुंगेर 


अ ) मुंसिफ 
ब ) मुंगेर 
स ) मुंगेर 


श्री एस ० 
पाण्डेय के स्थान 
पर 


16 


संगीता के स्थान 


श्री संकाश चन्द्रा , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, आरा 


अ ) मुंसिफ 
ब ) आरा 
स ) भोजपुर 


अ ) मुंगेर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 30,000/-रूपये तक 
ब ) मुंगेर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 1,000/ - रूपये तक 

लघुवाद की शक्तियाँ 
अ ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 30,000/ - रूपये तक 
ब ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 1.000/ - रूपये तक 
लघुवाद की शक्तियाँ 
अ ) लक्खीसराय मुंसिफी की स्थानीय 
सीमाओं के अंतर्गत 30,000 / 


पर 


17 


श्री अरविंद , 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम 

लक्खीसराय 


अ ) मुंसिफ 

श्री आर ० 
ब ) लक्खीसराय | कुमार III के 

स्थान पर 
स ) मुंगेर 


श्रेणी, 


रूपये तक 


ब ) लक्खीसराय मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000 /- रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 29th January 2010 
No. 53 A — The Judicial Officers, Civil Judge (Junior Division ) named in column no.2 of 
the table given below are appointed as Munsif by the court, in the Judgeship and station 
mentioned in column no.3, and inthe chain indicated in column no.4 of the table. 

As mentioned in column no.5 , the officers concerned are also vested with the powers 
under Sub - Section (2 ) of Section - 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887 , 
( Act XII of 1887 ) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar amendment 
Act, 1987 (Act XIX of 1987 ) to try under the ordinary procedure original suits of pecuniary and 
Territorial Jurisdiction . 


Gel JIGC, 1 Hd 2010 


17 


As further mentioned in Column no.5 , the officer concerned are also vested with powers 
of a Judge of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the 
necessary pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

The powers vested as per column no.5, should not, however, be exercised by the officers 
concerned unless they are published in the Bihar Gazette or in the District Gazette. 


NameoftheOfficerswithdesignation andpresentplaceofposting 


a.Designationatthenewstation. b.PlacewheretheOfficeristobe 

ordinarilystationed. NameoftheJudgeshipinwhich posted. 


Specialpowerwithwhichtheofficeris vestedatthenewstation. (a)UndertheBengal,AgraandAssam 

CivilCourtsActs(underordinary (b)Undertheprovincialsmallcauses 

procedure). CourtsActs,1987. 


Chainoftransfer 


Sl.No. 


C. 


1 


2 


3 


4 


5 


( a ) Munsif 
(b ) Gopalganj 
( c ) Gopalganj 


Vice Sri 
R.K.Pandey 


1 Sri Mritunjay Singh , 

Judicial Magistrate 
1st Class - cum 
AdditionalMunsif , 

Gopalganj. 
2 Sri Satya Narain 

Shivhare , 
JudicialMagistrate 
1st Class , 

Bettiah . 
3 Sri Dipak Kumar I, 

JudicialMagistrate 
1st Class , 
Begusarai. 


Vice Sri 
K.P.Singh 


( a ) Munsif 
( b ) Bettiah 
( c ) West 

Champaran 


(a ) Munsif 
(b ) Begusarai 
( c ) Begusarai 


Vice Sri 
G.K.Srivastava 


( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Gopalganj Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

GopalganjMunsifi. 
( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Bettia Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs. 1000 / 

within the local limits of 

Bettiah Munsifi. 
(a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Begusarai Munsifi. 
(b ) S.C.C. 

powers of Rs.1000 / 
within the local limits of 

Begusarai Munsifi. 
( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Samastipur Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs. 1000 / 

within the local limits of 

Samastipur Munsifi . 
( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Birpu Munsifi. 
(b ) S.C.C. powersof Rs.1000 / 

within the local limits of 
Birpur Munsifi 


( a ) Munsif 
(b ) Samastipur 
(c ) Samastipur 


Vice Sri 
S.P.Mishra 


4 Sri Vijay Kumar 

Pandey, 
Judicial Magistrate 
1st Class , 

Samastipur. 
5 Sri Sushil Kumar 

Dixit , 
JudicialMagistrate 
1st Class , 
Saharsa . 


Vice Sri T.Nath 


( a ) Munsif 
(b ) Birpur 
( c ) Saharsa 


18 


PER JUTT , 1 PAHIR 2010 


1 


2 


3 


4 


5 


6 Sri Umesh Kumar , 

Judicial Magistrate 
1st Class , 
Patna . 


( a ) Munsif 
(b ) Patna 
( c ) Patna 


Vice Sri 
R.K.Srivastava 


( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Patna Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs. 1000 / 

within the local limits of 

Patna Munsifi. 
( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of SitamarhiMunsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 
Sitamarhi Munsifi. 


7 Sri Prakash Paswan , 

Judicial Magistrate 
1st Class , 
Sitamarhi. 


( a ) Munsif 
(b ) Sitamarhi 
( c ) Sitamarhi 


Vice Sri 
S.K.Singh 


8 Sri Raj Kumar 

Choudhary , 
Judicial Magistrate 
1st Class, 
Supaul. 


( a ) Munsif 
( b ) Supaul 
(c ) Saharsa 


Vice Sri 
S.K.Mishra 


( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Supaul Munsifi . 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 
Supaul Munsifi . 


Vice Sri 
A.K.Sah 


9 Sri Shailendra 

Kumar Sharma, 
Judicial Magistrate 
1st Class , 
Motihari. 


( a ) Munsif 
( b ) Motihari 
( c ) East 

Champaran 


( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Motihari Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 
Motihari Munsifi. 


10 Sri Uday Pratap 

Singh , 
Judicial Magistrate 
1st Class , 
Gaya . 


(a ) Munsif 
( b ) Gaya 
(c ) Gaya 


Vice Sri 
J.Prakash 


(a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Gaya Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs. 1000 / 

within the local limits of Gaya 
Munsifi. 


11 Sri Vikas Singh , 

Judicial Magistrate 
1 Class , 
Aurangabad . 


Vice Sri 
A.K.Gupta II 


( a ) Munsif 
(b ) Aurangabad 
( c ) Aurangabad 


( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Aurangabad Munsifi . 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 
Aurangabad Munsifi. 


( a ) Munsif 
(b ) Daudnagar 
(c ) Aurangabad 


Vice Sri 
R.K.Mishra 


(a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Daudnagar Munsifi . 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 
DaudnagarMunsifi . 


12 Sri Deepak Singh 

Verma, 
Judicial Magistrate 
1st Class , 

Aurangabad . 
13 Sri Sanjeev Kumar 

Pandey , 
Judicial Magistrate 
1st Class , 
Khagaria . 


( a ) Munsif 
(b ) Khagaria 
(c ) Khagaria 


Vice Sri 
Md.H.Ansari 


( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Khagari Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs. 1000 / 

within the local limits of 
Khagaria Munsifi. 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


19 


1 


2 


3 


4 


5 


14 Sri Kumar 

Madhvendra , 
Judicial Magistrate 
1st Class , 
Ara. 


( a) Munsif 
(b ) Ara 
(c ) Bhojpur 


Vice Sri 
B.N.Mishra 


( a ) Rs. 30,000 /- within the local 

limits of Ara Munsifi. 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of Ara 
Munsifi. 


15 


Sri AtulKumar 
Singh, 
Judicial Magistrate 
1st Class , 
Munger. 


Vice Sri 
S.Pandey 


( a ) Munsif 
( b ) Munger 
( c ) Munger 


( a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Munger Munsifi. 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 
Munger Munsifi. 


Vice Sangeeta 


( a ) Munsif 
( b ) Ara 
( c ) Bhojpur 


16 | Sri Sankash 

Chandra , 
Judicial Magistrate 
1st Class, 

Ara. 
17 | Sri Arvind , 

Judicial Magistrate 
1 " Class , 
Lakhisarai . 


(a ) Rs. 30,000 / - within the local 

limits of Ara Munsifi. 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of Ara 

Munsifi. 
( a ) Rs. 30,000 /- within the loca 

limits of Lakhisarai Munsifi. 
( b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 
Lakhisarai Munsifi. 


( a ) Munsif 
( b ) Lakhisarai 
( c ) Munger 


Vice Sri 
R.Kumar III 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


31 जनवरी 2010 
सं ० 54 नि ० — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अर्न्तगत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक 
न्यायाधीश, कनीय कोटि ) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
श्री विनय प्रकाश तिवारी , 

सीतामढ़ी 
मुंसिफ , सीतामढ़ी स्थित पुपरी 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 30th January 2010 
No. 54 A- In exercise of the powers conferred under Sub- Section (3 ) of Section 11 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon 
the Munsif (Civil Judge, Junior Division ) named in column no.2 of the table given below , the 
powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in 
column no.3 of the table . 


20 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


Sl. No. 


Name of the Officer with designation and present 

Name of the District 
place of posting 
Sri Vinay Prakash Tiwary 

Sitamarhi 
Munsif, Poopri at Sitamarhi 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


1 फरवरी 2010 
सं ० 55 नि 0 — श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को भभुआ के अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 1st February 2010 
No.55 A- Sri Vipin Bihari Srivastava, Additional District and Sessions Judge, 
Samastipur, is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Bhabhua. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


5 फरवरी 2010 
सं ० 61 नि 0 सी 0 डबलु 0 जे0 सी 0 संख्या 12366/06 में दिए गए माननीय उच्च न्यायालय और एस 0 एल 0 
पी 0 ( सी o) संख्या 29409/08 में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री हीरा प्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन 
अपर मुंसिफ, बेनीपुर जिनको अनिवार्य सेवा निवृत करा दिया गया था को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार 
सरकार की अधिसूचना संख्या 7 - स्था01-11-01/ 2009 का 0 537 दिनांक 18 जनवरी 2010 के द्वारा उनकी सेवाओं को पुनः 
स्थापित करते हुए बीरपुर में अपर मुंसिफ के रूप में नियुक्त किया जाता हैं । 

उच्च न्यायालय के आदेश से 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 5th February 2010 
No.61A- Pursuant to order of the Hon ble High Court passed in C.W.J.C. No. 12366/06 and 
Hon ble Supreme Court passed in S.L.P. (C ) No. 29409/08, the services of Sri Hira Prasad Pandey the 
then Additional Munsif, Benipur, who was retired compulsorily from service is reinstated vide 
notification no . 7/ Stha .- 1-11-01/2009 -Ka-537 dated 18.1.2010 of the Department of Personnel and 
Administrative Reforms, Government of Bihar and upon his reinstatement he is appointed as Additional 
Munsif, Birpur. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


9 फरवरी 2010 
सं ० 83 नि ० — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय 
कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में 
उच्च न्यायालय द्वारा मुंसिफ नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल , आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट -1987 
( ऐक्ट XIX , 1987 ) द्वारा संबोधित बंगाल , आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट , 1887 ( ऐक्ट XII, 1887 ) की 
धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ -5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार 
के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


21 


सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ -5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद 
न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

स्तम्भ -5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला 
राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें । 


। 


पदाधिकारीकानाम,पदनामएवंवर्तमान पदस्थापनकास्थान 


नएस्थानकापदनाम ब)साधारणतःअधिष्ठितरहनेकास्थान 

जजीजहाँनियुक्तकिएगयेहैं 


स्थानांतरण 
की 
श्रृंखला 


नयेस्थानपरअधिकारियोंकोप्रदानकी अ)बंगाल,आगराएण्डआसामसिविल कोर्टऐक्टकेअंतर्गत(साधारनप्रक्रिया)गयीविशेषशक्तियाँ ब)प्रोविन्सिीयलस्मॉलकोजेजकोर्टस ऐक्ट1987केअंतर्गत 


क्रमसंख्या 


1 . 


श्री संजय कुमार III, 

अ ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम ब) बेगुसराय 
श्रेणी, बेगुसराय । स ) बेगुसराय 


श्री बी ० के ० 
मिश्रा के स्थान 
पर 


2 . 


श्री देशमुख, 

अ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम ब ) बेनीपुर स्थित 
श्रेणी, समस्तीपुर । 

बिरौल 
स ) दरभंगा 


श्री पी ० के ० 
सिन्हा के स्थान 
पर 


अ ) बेगुसराय मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 

30,000/ -रूपये तक 
ब) बेगुसराय मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000/ 
रूपये तक लघुवाद की 

शक्तियाँ 
अ) बिरौल मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 

30,000 / - रूपये तक 
ब) बिरौल मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000/ 
रूपये तक लघुवाद की 

शक्तियाँ 
अ) कटिहार मुंसिफी कीस्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 

30.000/ - रूपये तक 
ब ) कटिहार मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 1,000 / 
रूपये तक लघुवाद की 
शक्तियाँ 


3 . 


श्री पुष्पम कुमार झा , 

अ ) मुंसिफ 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम ब ) कटिहार 
श्रेणी, कटिहार । 

स ) कटिहार 


श्री वी ० पी ० 
सिंह के स्थान 
पर 


" 


उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 9th February 2010 
No. 83 — The Judicial Officers , Civil Judge (Junior Division ) named in column no.2 of the 
table given below are appointed as Munsif by the court, in the Judgeship and station mentioned in 
column no.3 , and in the chain indicated in column no.4 of the table . 

As mentioned in column no.5 , the officers concerned are also vested with the powers under 
Sub- Section ( 2 ) of Section-19 of the Bengal , Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887 , ( Act XII of 


22 


PER JUIC , 1 Pedok 2010 


1887) as amended by the Bengal , Agra and Assam Civil Courts Bihar amendment Act, 1987 ( Act XIX 
of 1987 ) to try under the ordinary procedure original suits of pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

As further mentioned in Column no.5 , the officer concerned are also vested with powers of a 
Judge of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary 
pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

The powers vested as per column no.5 , should not, however, be exercised by the officers 
concerned unless they are published in the Bihar Gazette or in the District Gazette. 


Sl. No. 


NameoftheOfficerswith designationandpresentplaceof posting 


(a)Designationatthenewstation. 

(b)PlacewheretheOfficeristobe wordinarilystationed. 

(c)NameoftheJudgeshipinwhich posted. 


Specialpowerwithwhichthe officerisvestedatthenewstation. (a)UndertheBengal,Agraand AssamCivilCourtsActs(under ordinaryprocedure). (b)Undertheprovincialsmall causesCourtsActs,1987. 


Chainoftransfer 


1 


1 . 


2 
Sri Sanjay Kumar III , 
Judicial Magistrate 1st 
Class , Begusarai. 


( a ) Munsif 
( b ) Begusarai 
(c ) Begusarai 


2 . 


Sri Deshmukh , 
Judicial Magistrate 1st 
Class , 
Samastipur. 


( a ) Munsif 
(b ) Biraul at 

Benipur 
(c ) Darbhanga 


4 

5 
Vice Sri (a ) Rs. 30,000 /- within the local 
B.K.Mishra limits of Begusarai 

Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs. 1000 / 

within the local limits of 

Begusarai Munsifi. 
Vice Sri (a ) Rs. 30,000 / - within the local 
P.K.Sinha 

limits of Biraul Munsifi. 
(b ) S.C.C. powers of Rs.1000/ 

within the local limits of 

Biraul Munsifi. 
Vice Sri (a ) Rs. 30,000 /- within the local 
V.P.Singh limits of Katihar Munsifi. 

(b ) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 

Katihar Munsifi . 
By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


3 . 


Sri Pushpam Kumar 
Jha , 
JudicialMagistrate 15 
Class, Katihar . 


(a ) Munsif 
(b ) Katihar 
( c ) Katihar 


st 


11 a 2010 
PO 93 —Gus ufanyi rifect, 1973 T ERT 13 BY ETT (1) 31ff4H 2 , 1974 (&TT UGA gifret 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधिन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ- 3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


23 


उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निश्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहां वे क्षेत्राधिकार जहां के लिए शक्तियाँ 
संख्या पदस्थापित हैं । 

प्रदान की जाती है । 


क्रम 


1 


2 


3 


1 


पूर्णिया सदर अनुमंडल 


2 


पूर्णिया सदर अनुमंडल 


3 


धमदाहा अनुमंडल 


4 


धमदाहा अनुमंडल 


श्री नीरज खैरवाल 
भा 0 प्र0 से0, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया 
श्री संजय उपाध्याय 
भूमि सुधार उप – समाहर्ता, सदर पूर्णिया 
श्री अजय ठाकुर 
अनुमंडल पदाधिकरी, धमदाहा 
श्री सच्चिदानन्द चौधरी 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता, धमदाहा 
डा 0 अजय कुमार पाण्डेय 
भूमि सुधार उप - समाहर्ता- सह - अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी 
श्री मनोज कुमार झा , 
अंचलाधिकारी, बनमनखी 
श्री कासिम झुंसारी 
अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी 


5 


बनमनखी अनुमंडल 


co 


बनमनखी अनुमंडल 


7 


बायसी अनुमंडल 


8 


श्री राजेन्द्र कुमार 


बायसी अनुमंडल 


भूमि सुधार उप समाहर्ता, बायसी 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 11th February 2010 
No. 93 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub -Section (i) of Section 
13 of the Code of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officer/Officers, named in 
column no. 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class for a 
period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned 
against their name in column no . 3 of the table , to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 
1973 . 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981 . _as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Jurisdiction for which powers 
Sl. Name of officer with designation and places of posting 

are vested . 
1 2 

3 
Sri Neeraj Khairwal 

Purnea Sadar , Subdivision 
I.A.S., Sub Divisional Officer, Sadar Purnea 
2 Sri Sanjay Upadhyaya 

Purnea Sadar, Subdivision 
Land Reform Deputy Collector, Sadar Purnea 
3 SriAjay Thakur 

Dhamdaha Subdivision 
Sub Divisional Officer, Dhamdaha 


. " 


१ 


24 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


SI. 


Name of officer with designation and places of posting 


Jurisdiction for which powers 

are vested . 

3 
Dhamdaha Subdivision 


1 


4 


5 


Banmankhi Subdivision 


6 


2 
Sri Sachidanand Choudhary 
Land Reform Deputy Collector, Dhamdaha 
Sri Dr. Ajay Kumar Pandey 
Land Reform Deputy Collector -cum - S.D.O ., Banmankhi 
SriManoj Kumar Jha 
Circle Officer, Banmankhi 
Sri Kashim Ansari 
Sub Divisional Officer, Bayasi 
Sri Rajendra Kumar 
Land Reform Deputy Collector, Bayasi 


Banmankhi Subdivision 


7 


Bayasi Subdivision 


8 


Bayasi Subdivision 


By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


17 फरवरी 2010 
सं ० 103 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधिन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ- 3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेश न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निश्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए शक्तियाँ 
दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं । 
संख्या 

प्रदान की जाती है । 
श्री अवध किशोर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी , नीमचक बथानी सम्पूर्ण नीमचक बथानी अनुमंडल 
श्री राकेश कुमार, कार्यापालक दंडाधिकारी , शेरघाटी 

सम्पूर्ण शेरघाटी अनुमंडल 
श्री गुफरान अहमद, कार्यापालक दंडाधिकारी, सदर गया 

सम्पूर्ण सदर गया अनुमंडल 
श्री रामशंकर, भूमि सुधार उपसमाहर्ता स्दर गया । 

सम्पूर्ण सदर गया अनुमंडल 
उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


क्रम 


1 


2 


3 


4 


The 17th February 2010 
No. 103 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officer/Officers , 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd 
Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction 
mentioned against their name in column no . 3 of the table , to try the cases under the BIHAR CONDUCT 
OF EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal 
Procedure , 1973 . 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


25 


SI . 


Jurisdiction for which powers are vested . 


1 
1 


3 
Neamchak Bathani Sub -Division 


2 


Sherghati Sub - Division 


Name of officer with designation and 

places of posting 

2 
Sri Awadh Kishore Prasad 
Sub -Divisional Officer 
Neemchak Bathani 
Sri Rakesh Kumar 
Executive Magistrate 
Sherghati 
Sri Gufran Ahmad 
Executive Magistrate 
Sadar Gaya 
Sri Ramshankar , 
Land Reform Dy. Collector 
Sadar Gaya 


3 


Sadar Gaya Sub -Division 


4 


Sadar Gaya Sub -Division 


By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


18 फरवरी 2010 
सं ० 104 नि 0 श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहरसा को श्री शशि कान्त सिंह 
( सेवानिवृत) के स्थान पर छपरा स्थित सारण के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 18th February 2010 
No.104 A- Sri Shivendra Narain Singh, Principal Judge, Family Court , Saharsa, is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Saran at Chapra vice Sri Shashi Kant 
Singh, (retired ). 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


20 फरवरी 2010 
संख्या 106 नि ० — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उप - धारा 3 के 
अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ 
( असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि ) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के 
न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 


१ 


२ 


३ 


श्री देशमुख, मुंसिफ , बेनीपुर स्थित बिरौल 


दरभंगा 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 
उदय शंकर, महानिबंधक प्र ० । 


The 20th February 2010 
No. 106 A— In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 11 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif 


26 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


( Civil Judge , Junior Division ) named in column no.2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no.3 of the table. 

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting Name of the District 


1 


2 


3 


1 


Sri Deshmukh , Munsif, Biraul at Benipur 


Darbhanga 


By order of the High Court , 
UDAY SHANKER, Registrar General I/ C . 


24 फरवरी 2010 
सं ०116 नि 0 — निम्नलिखित असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) जो सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट 
ट्रैक कोर्ट ) के रूप में कार्यरत है, इस तालिका के स्तंभ-3 में अपने नाम के सामने उल्लिखित तिथि से असैनिक न्यायाधीश 
( वरीय कोटि ) पद पर मौलिक रूप से संपुष्ट किये जाते है । 
क्रम सं ० पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन का स्थान 

तिथि 


1 


2 


3 


1 


श्री गोविन्द प्रसाद सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय), मुंगेर 


1-07-2003 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


. 


The 24th February 2010 
No. 116 A - The Civil Judge (Jr. Division) named below , presently officiating as Additional 
District and Sessions Judge (Fast Track Court ), is appointed substantively in the rank of Civil Judge 
(Sr. Division ) with effect from the date mentioned against his named in the column 3 of the table 
given below : 
Sl.No. Name and designation with Present place of posting 

Date 
2 

3 
Sri Govind Prasad Singh , 

01-07-2003 
Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court,Munger. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


1 
1 


3 मार्च 2010 
सं ०120 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री ओम प्रकाश सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
जहानाबाद की सेवायें संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग , बिहार सरकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति 
हेतु राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन अधिकतम तीन वर्षों के लिए सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक | 


The 3rd March 2010 
No. 120 A - On being relieved of his present assignment the services of Sri Om Prakash Sinha I, 
Additional District and Sessions Judge , Jehanabad , are placed at the disposal of the State Government in 
the Department of Personnel & Administrative Reforms, Patna for his appointment to the post of Joint 
Secretary -cum - Addl. Legal Remembrancer (Judicial) in the Law Department on deputation basis for a 
maximum period of three years . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


27 


3 मार्च 2010 
सं ० 121 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सर्व श्री शिवानंद मिश्रा, अवर न्यायाधीश, अररिया , बिजय 
बहादुर यादव , अवर न्यायाधीश, समस्तीपुर, राकेश मालवीय, अवर न्यायाधीश, सीवान की सेवायें अवर सचिव - सह - उपविधि 
परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार 
विभाग के अधीन अधिकतम तीन वर्षों के लिए सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 3rd March 2010 
No. 121 A- On being relieved of their present assignments, the services of S/Sri Shiva Nand 
Mishra, Sub Judge , Araria , Bijay Bahadur Yadav , Sub Judge , Samastipur, and Rakesh Malviya, Sub 
Judge , Siwan are placed at the disposal of the State Government in the Department of Personnel and 
Administrative Reforms, Patna for their appointment to three posts of Under Secretary -cum -Deputy Legal 
Remembrancer in the Law Department on deputation basis for a maximum period of three years. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


4 मार्च 2010 
संख्या 124 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय 
की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधिन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

क्षेत्राधिकार जहां के 
दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं । लिए शक्तियाँ प्रदान की 
सं ० 

जाती है । 


. 


क्र ० 


2 


3 


1 

1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री सिद्धिनाथ झा , अपर समाहर्ता ( आपदा प्रबंधन ) सीतामढ़ी 

सीतामढ़ी सदर अनुमंडल 
श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी 

सीतामढ़ी सदर अनुमंडल 
श्री रामजी साह, जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी 

सीतामढ़ी जिला 
श्री नेसार अहमद, निदेशक, स्वनियोजन लेखा एवं प्रशासन जि 0 ग्रा 0 वि 0 अभि 0, सीतामढ़ी सदर अनुमंडल 
सीतामढ़ी 
श्री धीरेन्द्र कुमार झा , कार्यपालक दण्डाधिकारी, सीतामढी 

सीतामढ़ी अनुमंडल 
श्री जनक कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी सीतामढ़ी 

सीतामढ़ी सदर अनुमंडल 
श्री भरत झा , अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर 

सीतामढ़ी अनुमंडल 
श्री अर्जुन रजक , भूमि सुधार उपसमाहर्ता सीतामढ़ी सदर 

सीतामढ़ी अनुमंडल 
श्री श्री मनीष शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी , डुमरा 
श्री उदय प्रताप सिंह , प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा 

पथनाहा प्रखंड 
श्री निरोज कुमार भगत, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रूनीसैदपुर 

रूनीसैदपुर प्रखंड 
श्री सुरेश, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रीगा 

रीगा प्रखंड 
श्री अम्तियाज अहमद कारीमी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी 

पुपरी अनुमंडल 


7 


9 


डुमरा प्रखंड 


10 


11 


12 


13 


28 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


क्र ० 
स ० 


दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं 


क्षेत्राधिकार जहां के 
लिए शक्तियाँ प्रदान की 

जाती है । 


2 


3 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


27 


श्री अमरेन्द्र शाही, प्रखंड विकास पदाधिकारी पुपरी 

पुपरी अनुमंडल 
श्री संतोष कुमार झा , प्रखंड विकास पदाधिकारी चोरौत 

चोरौत प्रखंड 
श्री रमेश कुमार झा , अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसंड 

बेलसंड अनुमंडल 
श्री अमित कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसौनी 

परसौनी प्रखंड 
श्री सुनी कुमार झा , प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलसंड 

बेलसंड अनुमंडल 
श्री ऋषिकेष शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार एवं मनिहारी 

कटिहार एवं मनिहारी अनुमंडल 
श्री मृत्युंजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई 

बारसोई अनुमंडल 
श्री अरूण प्रकाश, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार 

कटिहार जिला 
श्री मुनीलाल जमादार, निदेशक , जिला ग्रा 0 वि 0 अ 0, कटिहार 

कटिहार जिला 
श्री शेषनाथ सिंह, भू0 सु0 उ 0 स 0, कटिहार 

कटिहार जिला 
श्री विनोद कुमार पंकज, कार्य० दण्डा०, कटिहार 

कटिहार जिला 
श्री राकेश कुमार झा , कार्य दण्डा0, कटिहार 

कटिहार जिला 
श्री राकेश रमण, अंचल पदा०, कटिहार 

कटिहार अनुमंडल 
श्री सुशील कुमार, अंचल पदा०, मनिहारी 

मनिहारी अनुमंडल 
श्री फिरोज अहमद, अंचल पदा0 मनिहारी 

बारसोई अनुमंडल 
श्री नृपेन्द्र ना 0 पाण्डेय, अंचल पदाधिकारी, बलरामपुर 

बारसोई अनुमंडल 
श्री गोपाल मीणा, भा 0 प्र 0 से 0 अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा 

मधेपुरा अनुमंडल 
श्री कौशलेन्द्र सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा 
श्री कमलेश कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा 
श्री अपूर्व कुमार मधुकर, कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा 

मधेपुरा अनुमंडल 
श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा 0 प्र0 से0 अनुमंडल पदा0 उदाकिशुनगंज 

उदाकि शुनगंज अनुमंडल 
श्री दुर्गानन्द झा , भूमि सुधार उपसमाहर्ता, उदाकिशुनगंज 

उदाकि शुनगंज अनुमंडल 
श्री मो 0 युनूस , कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज 

उदाकि शुनगंज अनुमंडल 
श्री चितरंजन प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी , गोपालगंज 

गोपालगंज अनुमंडल सदर 
श्री दिनेश कुमार मंझल, अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज गोपालगंज अनुमंडल सदर 
श्री जयनाथ महतो , अनुमंडल पदाधिकारी , बिहारशरीफ 

बिहार रीफ अनुमंडल 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


28 


29 


30 


31 


मधेपुरा जिला 
मधेपुरा जिला 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


The 4th March 2010 
No. 124 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the Executive Officer/ Officers, 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd 
Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction 
mentioned against their name in column no . 3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT 
OF EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal 
Procedure , 1973. 


ER JIGC , 1 Hotel 2010 


29 


These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981 . as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Jurisdiction for which powers 
SI. Name of officer with designation and places of posting 

are vested . 


2 


3 


1 


2 


3 


4 


Sri Siddhi Nath Jha, Additional Collector 

Sitamarhi Sadar Subdivision 
(Desaster Management), Sitamarhi. 
Sri Shailendra Kumar Choudhary , Additional Collector , 

Additional Collector, Sitamarhi Sadar Subdivision . 
Sitamarhi 
Sri Ramjee Sah , D.T.O., Sitamarhi. 

Sitamarhi District . 
Sri Neesar Ahmad , Director, Self Employment Account and Sitamarhi Sadar Subdivision . 
Administration , DRDA, Sitamarhi. 
Sri Dhirendra Kumar Jha, Executive Magistrate, Sitamarhi. Sitamarhi Subdivision . 
Sri Janak Kumar, Executive Magistrate , Sitamarhi 

Sitamarhi Sadar Subdivision 
Sri Bharat Jha, Subdivisional Officer, Sitamarhi Sadar . 

Sitamarhi Subdivision . 
Sri Arjun Rajak , Land Reform Deputy Collector, Sitamarhi Sitamarhi Subdivision . 
Sadar . 


5 


6 


7 


8 


9 Sri Shree Manish Sharma, B.D.O., Dumra. 

Dumra Block 
10 Sri Uday Pratap Singh , B.D.O., Bathnaha . 

Bathnaha Block 
11 Sri Nirooj Kumar Bhagat,B.D.O. ,Runni Saidpur. 

Runni Saidpur Block 
12 Sri Suresh , B.D.O., Reega . 

Reega Block 
13 Sri Imtiyaj Ahmad Karemi, Subdivisional Officer, Poopri Poopri Subdivision . 
14 Sri Amrendra Sahi, B.D.O., Poopri 

Poopri Subdivision 
15 Sri Santosh Kumar Jha, B.D.O., Chourata . 

Chourat Block 
16 Sri Ramesh Kumar Jha , Subdivisional Officer , Belsand. 

Belsand Subdivision . 
17 Sri Amit Kumar , B.D.O., Parsauni. 

Parsauni Block 
18 Sri Sunil Kumar Jha, B.D.O., Belsand 

Belsand Subdivision 
19 Sri Rishikesh Sharma, Subdivisional Officer, Katihar and Katihar and Manihari 
Manihari. 

Subdivision . 
20 Sri Mritunjay Kumar, Subdivisional Officer, Barsoi. 

Barsoi Subdivision . 
21 Sri Arun Prakash , D.T.O., Katihar . 

Katihar District. 
22 SriMunni Lal Jamadar, Director, DRDA , Katihar . 

Katihar District . 
23 Sri Sheshnath Singh , Land Reform Deputy Collector, 

Katihar District . 
Katihar. 
24 Sri Vinod Kumar Pankaj, Executive Magistrate, Katihar. Katihar District. 
25 Sri Rakesh Kumar Jha , Executive Magistrate, Katihar. 

Katihar District . 
26 Sri Rakesh Raman , C.O., Katihar. 

Katihar Subdivision . 
27 Sri Sushil Kumar, C.O., Manihari. 

Manihari Subdivision 


30 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


SI. 


Name of officer with designation and places of posting 


Jurisdiction for which powers 

are vested . 


1 


2 


3 


28 Sri Feeroz Ahmad , C.O., Manihari. 

Barsoi Subdivision . 
29 | Sri Nripendra Narain Pandey, C.O., Balrampur. 

Barsoi Subdivision . 
30 Sri Gopal Meena ( I.A.S.), Subdivisional Officer, 

Madhepdura Subdivision 
Madhepura. 
31 Sri kaushlendra Singh , Executive Magistrate , Madhepdura . Madhepura District. 
32 Sri Kamlesh Kumar Singh , ExecutiveMagistrate, 

Madhepura District. 
Madhepura. 
33 Sri Apoorva Kumar Madhukar, Executive Magistrate, 

Madhepura Subdivision 
Madhepura. 
34 Sri Vinod Singh Gunjiyal ( I.A.S.), Subdivisional Officer , Udakishunganj Subdivision 

Udakishunganj. 
35 Sri Durga Nand Jha , Land Reform Deputy Collector, 

Udakishunganj Subdivision . 
Udakishunganj 
36 Sri Md. Yunus, Executive Magistrate , Udakishunganj. 

Udakishunganj Subdivision 
37 Sri Chitranjan Prasad , Executive Magistrate, Gopalganj. Gopalganj Sadar Subdivision 
38 Sri Dinesh Kumar Manjhal, C.O.-cum - B.D.O ., Gopalganj. Gopalganj Sadar Subdivision 
39 Sri Jainath Mahto , Subdivisional Officer , Biharsharif. 

Biharsharif Subdivision 
By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


6 मार्च 2010 
सं ०127 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधिन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेश न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निश्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए 
दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं । 
सं ० 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
श्री सांवर भारती, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर छपरा 

सदर छपरा अनुमंडल 
श्री डा 0 मो 0 ईबरार आलम, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर अनुमंडल, छपरा सदर छपरा अनुमंडल 
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर 

सोनपुर अनुमंडल 
श्री आशुतोश कुमार वर्मा, उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सोनपुर 

सोनपुर अनुमंडल 
श्री सुरेन्द्र झा , उपसमाहर्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा 

मढ़ौरा अनुमंडल 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , 

महानिबंधक । 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


5 


ER JIGC , 1 Hotel 2010 


31 


The 6th March 2010 
No. 127 A - In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the Executive Officer/Officers, 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd 
Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction 
mentioned against their name in column no . 3 of the table , to try the cases under the BIHAR CONDUCT 
OF EXAMINATION ACT, 1981 . Which they can competently try under the code of Criminal 
Procedure , 1973. 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. _as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Jurisdiction for which 
SI. Name of officer with designation and places of posting 

powers are vested . 
2 

3 
Sri Saanwar Bharti, S.D.O., Sadar Chapra 

Chapra Sadar Subdivision 
2 . Sri Dr. Md. Ibrar Alam , Executive Magistrate , 

Chapra Sadar Subdivision . 
Chapra Sadar Subdivision 
3 . Sri Rajendra Prasad Gupta , S.D.O., Sonepur. 

Sonepur Subdivision . 
4 . Sri Ashutosh Kumar Verma, 

Sonepur Subdivision . 
Land Reform , Deputy Collector, Sonepdur. 
5 . Sri Surendra Jha , Land Reform , Deputy Collector , 

Madhadura Subdivision . 
Madhaura 

By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


1 


8 HIT 2010 
FİO 131 F0—31 H1Of 2010 at wal Aga at pg st Targe offrey Fein UP Adas ARRUT RIE , 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा, को 1 अप्रील 2010 के प्रभाव से मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

न्यायालय की पूर्व अधिसूचना संख्या 104 नि 0 जो श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, के 
छपरा स्थित सारण के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित है, को एदद् द्वारा संशोधित किया 
video 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 8th March 2010 
No. 131 A - Sri Shivendra Narain Singh , Principal Judge, Family Court, Saharsa, is transferred 
and posted as District and Sessions Judge of Madhubani with effect from 1.4.2010 vice Sri Govind 
Chandrayan , retiring on 31stMarch 2010 . 

Court s earlier Notification No. 104A dated 18th February 2010 relating to transfer and posting of 
Sri Shivendra Narain Singh , Principal Judge, Family Court, Saharsa , as District and Sessions Judge of 
Saran at Chapra is hereby modified , accordingly . 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


32 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


6 मार्च 2010 
सं ० 128 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधिन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेश न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निश्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए 
दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं । 

शक्तियाँ प्रदान की 
संख्या 

जाती है । 


क्रम 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


श्री संजय कुमार सिंह, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर दरभंगा 
श्री शिवशंकर मिश्र, भूमिसुधार उपसमाहर्ता, सदर दरंभगा 
श्री रधुनन्दन झा , अनुमंडल दंडाधिकारी, बेनीपुर 
श्री विमलेश कुमार झा , भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा 
श्री कृत्यानन्द सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल 
श्री जय नारायण झा , भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिरौल 
श्री पंकज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम 
श्री प्रमोद कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सासाराम 
श्री डोमन राम, अंचलाधिकारी, सासाराम 
श्री अनुग्रह नारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, विक्रमगंज 
श्री गिरजानन्द कापरी, कार्यपालक दण्डाधिकारी , बिक्रमगंज 
श्री मोबीन अली अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी 
मो ० वशीर, भूमि सुधार उपसमाहर्ताडिहरी 
श्री शिव कुमार शैव , अंचलाधिकारी, डिहरी 


8 


दरभंगा सदर अनुमंडल 
दरभंगा सदर अनुमंडल 
बेनीपुर अनुमंडल 
बेनीपुर अनुमंडल 
बिरौल अनुमंडल 
बिरौल अनुमंडल 
सासाराम अनुमंडल 
सासाराम अनुमंडल 
सासाराम अनुमंडल 
बिक्रमगंज अनुमंडल 
बिक्रमगंज अनुमंडल 
डिहरी अनुमंडल 
डिहरी अनुमंडल 

डिहरी अनुमंडल 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


The 6th March 2010 
No. 128 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officers, named in 
column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class for a 
period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned 
against their name in column no . 3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT, 1981 . Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 
1973 . 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


33 


SI. 


2 


3 
4 


5 
6 


Jurisdiction for which powers 
Name of officer with designation and places of posting 

are vested . 
2 

3 
Sri Sanjay Kumar Singh , S.D.O. Sadar Darbhanga 

Darbhanga Sadar Subdivision . 
Sri Sheo Shankar Mishra, Land Reform , Deputy Collector, Darbhanga Sadar Subdivision 
Sadar Darbhanga 
Sri Raghunandan Jha , S.D.O., Benipur 

Benipur Subdivision 
Sri Bimlesh Kumar Jha, Land Reform , Deputy Collector, Benipur Subdivision 
Sadar Darbhanga 
Sri Krityanand Singh , S.D.O., Biraul 

Biraul Subdivision 
Sri Jay Narayan Jha , Land Reform , Deputy Collector, Biraul Biraul Subdivision 
Sri Pankaj Kumar, S.D.O., Sasaram 

Sasaram Subdivision . 
Sri Pramod Kumar, Land Reform , Deputy Collector, Sasaram Sasaram Subdivision 
Sri Doman Ram , C.O., Sasaram 

Sasaram Subdivision 
Sri Anugrah Narain Singh , S.D.O., Bikramganj 

Bikramganj Subdivision . 
Sri Girjanand Kapri, Executive Magistrate , 

Bikramganj Subdivision 
Bikramganj 
Sri Mobin Ali Ansari, S.D.O., Dehri. 

Dehri Subdivision . 
Sri Md. Washir , Land Reform , Deputy Collector , 

Dehri Subdivision . 
Dehri. 
Sri Shiv Kumar Shaiv , C.O., Dehri 

Dehri Subdivision . 


7 


8 
9 
10 
11 


12 
13 


14 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


12 मार्च 2010 
सं ० 165 नि 0 — अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सर्व श्री अशोक कुमार गुप्ता II , अवर न्यायाधीश, 
औरंगाबाद, मो0 हसीबुल्लाह अंसारी, अवर न्यायाधीश, हाजीपुर , प्रभात कुमार सिन्हा, अवर न्यायाधीश, छपरा एवं राजेश कुमार 
III , अवर न्यायाधीश, हाजीपुर के सेवायें पीठासीन पदाधिकारी, क्रमशः श्रम न्यायालय, पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी एवं 
बेगूसराय के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन अधिकतम तीन वर्षो 
के लिए सौंपी जाती है । 
श्रम न्यायालय , पटना के पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय , डालमियानगर तथा श्रम न्यायालय , 

मुजफ्फरपुर 

के 
पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, छपरा का भी कार्य सम्पादित करेंगे । जबकि श्रम न्यायालय, मोतिहारी एवं बेगूसराय के 
लिए स्वतंत्र पीठासीन पदाधिकारी होंगे । 

उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 12th March 2010 
No. 165 A — On being relieved of their present assignments , the services of S /Sri Ashok Kumar 
Gupta II . Sub Judge , Aurangabad . Md. Hasibullah Ansari, Sub Judge , Hajipur, Prabhat Kumar Sinha .. 
Sub Judge, Chapra and Rajesh Kumar III, Sub Judge , Hajipur are placed at the disposal of the State 
Government in the Department of Personnel and Administrative Reforms, Patna for their appointment as 
presiding Officer of Labour Courts Patna, Muzaffarpur, Motihari and Begusarai respectively on 
deputation basis for a maximum period of three years. 

The Presiding Officer of Labour Court Patna will also look after the work of Labour Court at 
Dalmianagar similarily the Presiding Officer of Labour Court at Muzaffarpur will look after the work of 
labour Court, Chapra but there shall be separate Presiding Officer for Labour Court at Motihari and 
Begusarai. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General . 


34 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


15 मार्च 2010 
सं ० 167 नि0_निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित 
जजी एवं स्थान पर तथा स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता हैं 

अ ) नये स्थान का पदनाम 
पदाधिकारी का नाम , 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 
क्रम पदनाम तथा वर्तमान अधिष्ठित रहने का स्थान 

जिला का नाम 
संख्या पदस्थापन का स्थान 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरणेपरांत 
( जजी सहित ) 

नियुक्त किये जाते है । 
1 . श्री निरंजन सिंह अ ) अवर न्यायाधीश 

पूर्व में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
अवर न्यायाधीश, मोतिहारी ब ) खगड़िया 

विधि पदाधिकारी स्वास्थ्य 
(पूर्वी चम्पारण ) स ) खगड़िया 

पदाधिकारी, बिहार, पटना के रूप में 
नियुक्त श्री बी 0 के 0 

शुक्ला 

के स्थान 
पर 


. 


, 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 15th March 2010 
No. 167 A – The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Senior Division ) named in 
column no . 2 of the table given below is appointed as Subordinate Judge in the Judgeship to be 
stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 and in the chain specified in column 
no . 4 of the table . 


the 


new 


a ) Designation at 

station. 


Si. 
No. 


Name of the 

Officer with 
designation and 
present place of 
posting ( with 
Judgeship ) 


b ) Place where the officer is to 

be ordinarily stationed at 


Chain of transfer 


1 . 


2 
Sri Niranjan Singh , 
Sub-judge, 
Motihari 
( East Champaran ) 


c ) Name of the Judgeship in 
which appointed on transfer . 
3 

4 
a ) Sub Judge 

Vice Sri B.K. Shukla since 
b ) Khagaria 

appointed on deputation as 
c ) Khagaria 

Law officer , Health 

Department, Bihar, Patna . 
By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


15 मार्च 2010 
संख्या 168 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 3) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश को 
स्तम्भ -3 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान 
की जाती है । 

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उप -धारा (1) उके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ 3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त 
किया जाता है । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


35 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 


जिला का नाम 


क्रम 
संख्या 


श्री निरंजन सिंह, अवर न्यायाधीश , मोतिहारी, जिनका स्थानांतरण खगड़िया के अवर 
न्यायाधीश के रूप में किया गया है । 


खगड़िया 


-- 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 15th March 2010 
No. 168 A - In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3) of Section 11 of the code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act-2 of 1974 ), the High Court are pleased to confer upon the Subordinate 
Judge named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial Magistrate of the first 
Class for the district noted against his name in column no . 3 of the table . 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 1) of Section 12 of the said 
Criminal Procedure Code the officer is also appointed as Chief Judicial Magistrate for the district noted 
against his name in column no . 3 of the table . 


SI.No. 


Name of the District. 


3 


1 
1 


Name of the Officer with designation and place of 

posting 

2 
Sri Niranjan Singh , 
Sub - Judge, Motihari 
Under orders of transfer to Khagaria as Sub - Judge . 


Khagaria 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


18 मार्च 2010 
संख्या 175 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय 
की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधिन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेश न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निश्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए 
दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं 
संख्या 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


क्रम 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


श्री श्याम किशोर , अनुमंडल दंडाधिकारी 
श्री कपिलेश्वर विश्वास, भूमिसुधार उपसमाहर्ता, दलसिंहसराय 
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, अनुमंडल दंडाधिकारी, रोसड़ा 
श्री रवीन्द्र प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता रोसड़ा 
श्री रविरंजन कुमार गुप्ता, अंचल अधिकारी, रोसड़ा 
श्री संजय कुमार लाल , अंचलाधिकारी, शिवाजीनगर 
श्री अरूण कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी समस्तीपुर 


दलसिंहसराय अनुमंडल 
दलसिंहसराय अनुमंडल 
दलसिंहसराय अनुमंडल 
रोसड़ा अनुमंडल 
रोसड़ा अनुमंडल 
रोसड़ा अनुमंडल 


4 


5 


6 


7 


समस्तीपुर जिला 


36 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


क्रम 
संख्या 


दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं 


क्षेत्राधिकार जहां के लिए 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


1 


2 


3 


8 


9 


श्री जय सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी 
श्री अविनाश कुमार, अंचल अधिकारी, मोहिउद्दीनगर 
श्री उदय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर 


10 


पटोरी अनुमंडल 
पटोरी अनुमंडल 

समस्तीपुर अनुमडल 
उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 18th March 2010 


2 


No. 175 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officer/Officers , 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd 
Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction 
mentioned against their name in column no . 3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT 
OF EXAMINATION ACT, 1981 . Which they can competently try under the code of Criminal 
Procedure , 1973 . 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Jurisdiction for which 
SI. Name of officer with designation and places of posting 

powers are vested . 
1 . 

3 
Sri Shyam Kishore , S.D.M.Dalsingsarai. 

Dalsingsarai Subdivision 
2 Sri Kapileshwar Biswas, L.R.D.C., Dalsingsarai 

Dalsingsarai Subdivision 
3 Sri Ajay Kumar Srivastava , S.D.M., Rosera 

Dalsingsarai Subdivision 
4 Sri Ravindra Prasad , L.R.D.C., Rosera 

Rosera Subdivision 
5 Sri Ravi Ranjan Kumar Gupta , C.O., Rosera 

Rosera Subdivision 
6 Sri Sanjay Kumar lal, C.O., Shivaji Nagar 

Rosera Subdivision 
7 Sri Arun Kumar 

Samastipur District 
District Panchayat Raj Officer, Samastipur 
8 Sri Jai Singh, S.D.O., Patori 

Patori Subdivision 
9 Sri Avinash Kumar , C.O.,Mohiuddi Nagar 

Patori Subdivision 
10 . Sri Uday Kumar, S.D.O., Samastipur. 

Samastipur Subdivision 
By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


19 मार्च 2010 
संख्या 179 नि 0 — श्री अमलेन्दु कुमार सिन्हा , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा को सीवान के जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


37 


The 18th March 2010 
No. 179 A— Sri Amlendu Kumar Sinha , Principal Judge, Family Court, Darbhanga , is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Siwan . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


19 मार्च 2010 
संख्या 180 नि 0 — श्री सुशील कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति अपर निदेशक , बिहार न्यायिक 
संस्थान, पटना, को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 19th March 2010 
No. 180 A— Sri Sushil Kumar , Additional District and Sessions Judge presently posted 
as Additional Director, Bihar Judicial Academy, Patna , is appointed and posted as District and 
Sessions Judge of Darbhanga with effect from the date he assumes charge. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General . 


19 मार्च 2010 
सं ० 181 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां वे क्षेत्राधिकार जहां के लिए शक्तियाँ 
क्रम संख्या पदस्थापित हैं । 

प्रदान की जाती है । 


1 


2 


3 


1 


सुपौल जिला 
सुपौल जिला 


2 


3 
4 


5 


6 


श्री ललन जी , उप विकास आयुक्त, सुपौल 
डा 0 शशि भूषण पाठक , अपर समाहर्ता, सुपौल 
श्री नील कमल , अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल 
श्री मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी , बीरपुर 
श्री प्रवीन कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगण 
श्री दिलीप कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली 
श्री अरूण कुमार झा , भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बीरपुर 
श्री आमोद कुमार शरण, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, त्रिवेणीगंज 
श्री संजय कुमार, अंचल अधिकारी, बसंतपुर 
श्री सुभाष कुमार, अंचल अधिकारी, राधोपुर 
मो 0 राशिद कलीम अंसारी , अंचल अधिकारी , निर्मली 
श्री शालीग्राम साह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सुपौल 


7 


सुपौल अनुमण्डल 
वीरपुर अनुमंडल 
त्रिवेणीगंज अनुमंडल 
निर्मली अनुमंडल 
बीरपुर अनुमंडल 
त्रिवेणीगंज अनुमंडल 
वीरपुर अनुमंडल 
बीरपुर अनुमंडल 
निर्मली अनुमंडल 
सुपौल अनुमंडले 


8 


9 


10 


11 


12 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


38 


PER JUIC , 1 Platok 2010 


The 19th March 2010 
No. 181 A : In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section (i) of Section 
13 of the Code of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officer/Officers, named in 
column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class for a 
period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned 
against their name in column no. 3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 
1973 . 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Jurisdiction for which 
Si. Name of officer with designation and places of posting 

powers are vested . 
2 

3 
Sri Lallan jee , D.D.C., Supaul 

Supaul District 
2 Dr. Shashi Bhushan Pathak , Addl. Collector, Supaul 

Supaul District 
3 Sri Neel Kamal, S.D.O., Supaul 

Supaul Subdivision 
4 Sri Manoj Kumar, S.D.O., Birpur 

Birpur Subdivision 
5 Sri Praveen Kumar Gupta , S.D.O., Triveniganj 

Triveniganj Subdivision 
6 Sri Dilip Kumar, S.D.O., Nirmali 

Nirmali Subdivision 
7 Sri Arun Kumar Jha , L.R.D.C., Birpur 

Birpur Subdivision 
8 Sri Amod Kumar Sharan, L.R.D.C., Triveniganj 

Triveniganj Subdivision 
9 Sri Sanjay Kumar, C.O., Basantpur. 

Birpur Subdivision 
10 Sri Subhash Kumar , C.O.,Raghopur 

Birpur Subdivision 
11 Sri Md. Rashid Kalim Ansari , C.O., Nirmali 

Nirmali Subdivision 
12 Sri Saligram Sah , Executive Magistrate , Supaul 

Supaul Subdivision 
By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


1 
1 


29 HG 2010 
PO 196 F0— Gus uel rifect, 1973 (31f9f4H 2, 1974) I ETT 9 A BY — ETTT (3) 6 3hafa yord 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके 
नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

सत्र प्रमंडल का नाम 
संख्या 
1 2 

3 
1 . श्री निरंजन सिंह, 

खगड़िया 
अवर न्यायाधीश - सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
EGYTI 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 29th March 2010 
No. 196 A- In exercise of the powers conferred under Sub -Section (3 ) of Section 9 of 
the Code of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to appoint the 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


39 


Judicial Officer named in Column 2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the 
Sessions Division noted against his name in Column 3 of the table . 
SI. No. Name of the Officer with designation 

Name of the Sessions Division 
and place of posting 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Niranjan Singh , 
Sub Judge -cum - C.J.M ., Khagaria 

Khagaria 
By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


31 मार्च 2010 
सं ० 202 नि 0 — निम्न तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) संवर्ग के न्यायिक 
पदाधिकारी को इसी तालिका के स्तंभ –2 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ) के संवर्ग में 
प्रोन्नत कर अवर न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति किया जाता है । 

अ) स्थान का पदनाम 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान 

ब ) पदाधिकारी का साधारणः अधिष्ठित रहने का स्थान 
पदस्थापन का स्थान (जजी सहित ) 

स ) जजी जहाँ प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्त किए जाते है । 
श्री अनलि कुमार मिश्र 

अ ) असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ) 
असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) 

ब ) जमुई 
सिवान , 

स ) जमुई 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 31st March 2010 
No. 202 A— The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge ( Jr. Division ), named in 
Column No. 1 of the table given below is, on promotion to the cadre of Civil Judge ( Sr. 
Division ) , appointed to act as Subordinate Judge in the Judgeships to be stationed ordinarily at 
the stations mentioned in column no . 2 of the table . 

a ) Designation at the new station 
Name of the officer , designation 

b ) Place where the officer is to be ordinarily stationed at 
and present place of posting (with 

c) Name of the Judgeship in which appointed on 
judgeship ) 

promotion. 
Sri Anil Kumar Mishra 

a) Civil Judge ( Senior Division) 
Civil Judge (Junior Division ) 

b ) Jamui 
Siwan. 

c ) Jamui 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


1 अप्रील 2010 
संख्या 205 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1 ) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय 
की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधिन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेश न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


40 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


क्रम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


9 


उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निश्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए शक्तियाँ 
दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं । 
संख्या 

प्रदान की जाती है । 
श्री विश्वनाथ चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी 

मधुबनी सदर अनुमंडल 
डा 0 रविन्द्र नाथ, अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी 

बेनीपट्टी अनुमंडल 
डा 0 रंगनाथ चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर 

झंझारपुर अनुमंडल 
श्री जवहार प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी , जयनगर 

जयनगर अनुमंडल 
श्री राधेश्याम साह, अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास 

फुलपरास अनुमंडल 
श्री दिनेश मालवीय , कार्यालपालक दण्डाधिकारी, सदर मधुबनी 

मधुबनी सदर अनुमंडल 
7 श्री अशोक वर्मा, जिला पंचायतराज पदाधिकारी मधुबनी 

मधुबनी अनुमंडल 
8 श्री गुलाब चन्द, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, फुलपरास / झंणरपुर फुलपरास / झणरपुर अनुमंडल 

श्री संदीप कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी - सह - प्रभारी प्रखण्ड विकास खजौली प्रखण्ड 
पदाधिकारी खजौली 
डा 0 जवाहर लाल सिन्हा अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर 

पूर्वी मुजफ्फरपुर अनुमंडल 
श्री कंचन कपूर , अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर 

पश्चिमी मुजफ्फरपुर अनुमंडल 
श्री सुनील कुमार , भूमि सुधार उपसमाहर्ता पूर्वी मुजफ्फरपुर 

पूर्वी मुजफ्फरपुर अनुमंडल 
श्री रामसागर पासवान , कार्यापालक दण्डाधिकारी, 

पूर्वी पूर्वी मुजफ्फरपुर अनुमंडल 
मुजफ्फरपुर 
श्री दीपक आनन्द, अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया सदर 

बेतिया सदर अनुमंडल 
श्री एनामुल हक , अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा 

बगहा अनुमंडल 
श्री अशोक त्रिपाठी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेतिया 

बेतिया अनुमंडल 
श्री रजनीश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगहा 

बगहा अनुमंडल 
श्री पी 0 एन 0 सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेतिया 

बेतिया अनुमंडल 
श्री दिनेश राम , अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज 

नरकटियागंज अनुमंडल 
उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


The 1st April 2010 
No. 205 A- In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub- Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officers, named in 
column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class for a 
period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned 
against their name in column no . 3 of the table , to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT,1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. as are 
covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
Name of officer with designation and 

Jurisdiction for which powers 
SI. 
places of posting 

are vested . 
2 

3 
Sri Bishwanath Choudhary , S.D.O. Sadar Madhubani Madhubani Sadar Subdivision 
2 Dr. Ravindra Nath , S.D.O. Bennipatti 

Bennipatti Subdivision 
3 Sri Rangnath Choudhary , S.D.O. Jhanjharpur 

Jhanjharpur Subdivision 
4 Sri Jawahar Prasad , S.D.O., Jainagar 

Jainagar Subdivision 
5 Sri Radhey Shyam Sah , S.D.O., Phulparas 

Phulparas Subdivision 
6 Sri Dinesh Malviya, Executive Magistrate, Sadar | Madhubani Sadar Subdivision. 

Madhubani. 


1 


-- 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


41 


SI . 


7 


8 
9 


10 


11 
12 
13 


Name of officer with designation and 

Jurisdiction for which powers 
places of posting 

are vested . 
2 

3 
Sri Ashok Verma, District Panchayat Raj Officer, | Madhubani Subdivision. 
Madhubani. 
Sri Gulab Chandra , L.R.D.C., Phulparas/ Jhanjharpur. Phulparas/Jhanjharpur Subdivision . 
Sri Sandip kumar, Executive Magistrate-cum-I/ C Kajouli Block 
B.D.O., Khajouli 
Dr. Jawahar Lal Sinha, S.D.O., East Muzaffarpur East Muzaffarpur Subdivision. 
Sri Kanchan Kapoor, S.D.O., West Muzaffarpur West Muzaffarpur Subdivision 
Sri Sunil Kumar, L.R.D.C., East Muzaffarpur 

East Muzaffarpur Subdivision 
Sri Ram Sagar Paswan , Executive Magistrate , East East Muzaffarpur Subdivision . 
Muzaffarpur. 
Sri Deepak Anand , S.D.O., Bettiah Sadar . 

Bettiah Sadar Subdivision . 
Sri Anamul Haque , S.D.O., Bagaha . 

Bagaha Subdivision . 
Sri Ashok Tripathi, L.R.D.C., Bettiah 

Bettiah Subdivision 
Sri Rajnish Kumar, B.D.O., Bagaha . 

Bagaha Subdivision . 
Sri P.N. Singh , District Supply Officer , Bettiah 

Bettiah Subdivision . 
Sri Dinesh Ram , S.D.O., Narkatiyaganj 

Narkatiyaganj Subdivision . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


14 
15 
16 
17 
18 
19 


क्रम 


12 अप्रील 2010 
संख्या 208 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय 
की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ- 3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निश्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए 
दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं । 
संख्या 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

3 
1 श्री मो 0 अफजालुर रहमान, अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद 

जहानाबाद जिला 
श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जहानाबाद 

जहानाबाद जिला 
श्री अवधेश राम, अनुमंडल पदाधिकारी , नवादा सदर 

नवादा सदर अनुमंडल 
4 श्री वृजमोहन पाण्डेय , अनुमंडल दण्डाधिकारी, रजौली 

रजौली अनुमंडल 
5 श्री अर्जुन रविदास , कार्यपालक दण्डाधिकारी, नवादा 

नवादा जिला 
श्री ओम प्रकाश, कार्यपालक दण्डाधिकारी, नवादा 

नवादा जिला 
श्री मनोजित दास, कार्यपालक दण्डाधिकारी,, नवादा सदर अनुमंडल नवादा सदर अनुमंडल 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


1 


2 


2 


3 


6 


7 


The 12th April 2010 
No. 208 A - In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub - Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officers, named in 
column no. 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class for a 


42 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned 
against their name in column no . 3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 
1973 . 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT,1981. as 
are covered by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Name of officer with designation and places of Jurisdiction for which 
SI. 
posting 

powers are vested . 
1 . 2 

3 
Sri Md. Afzalur Rahman 

Jehanabad District 
S.D.M., Jehanabad 
2 . Sri Anjani Kumar 

Jehanabad District 
Executive Magistrate, Jehanabad 
3 . Sri Awadhesh Ram 

Nawadah Sadar Subdivision 
S.D.M., Nawadah Sadar 
4 . Sri BrijMohan Pandey 

Rajauli Subdivision 
S.D.M., Rajauli 
Sri Arjun Ravidas 

Nawadah District 
Executive Magistrate , Nawadah 
6 . Sri Om Prakash 

Nawadah District 
Executive Magistrate, Nawadah 
7 . Sri Manojit Das 

Nawadah Sadar Subdivision . 
Executive Magistrate , Nawadah Sadar Subdivision 

By order of the High Court , 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


5 . 


16 अप्रील 2010 
संख्या 218 नि 0 : - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1 ) अधिनियम 2, 1974 ( द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यापालक पदाधिकारी को न्यायालय 
की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम 

क्षेत्राधिकार जहां के लिए 
दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित हैं । 
संख्या 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
श्री हाकिम प्रसाद , अंचलाधिकारी - सह - कार्यपालक दंडाधिकारी , बांका 

बांका अनुमंडल 
श्री नन्द किशोर ठाकुर, अंचालधिकारी - सह - कार्यपालक दंडाधिकारी, बाराहाट 

बांका अनुमंडल 
मो 0 अब्दुल रज्जाक , अंचलाधिकारी - सह कार्यपालक दंडाधिकारी, रजौन 

बांका अनुमंडल 
उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


1 


2 


3 


PER JJC, 1 Paddor 2010 


43 


The 16th April 2010 
No. 218 A : In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub -Section (i) of Section 
13 of the Code of Criminal procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the Executive Officers, named in column no . 
2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class for a period of one 
year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their 
name in column no . 3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION 
ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981. as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Jurisdiction for which 
SI. Name of officer with designation and places of posting 

powers are vested . 
2 

3 
Sri Hakim Prasad , C.O.-cum -Executive Magistrate , Banka . Banka Subdivision 
2 Sri Nand Kishore Thakur, C.O.- cum -Executive Magistrate , Banka Subdivision 

Barahat 
3 Sri Md. Abdul Rajjak , C.O.-cum -Executive Magistrate Banka Subdivision 
Rajaun 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


1 


17 3741 2010 
संख्या 219 नि 0 — उच्च न्यायालय, सर्वश्री पाठक आलोक कौशिक एवं अमित राज, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, नालन्दा (बिहार शरीफ ) को मलमास मेला के अवसर पर राजगीर में कैम्प कोर्ट करने के लिए क्रमशः दिनांक 15 अप्रील 
2010 À 29 3141 2010 ch ya 30 sty 2010 14 2010 ach fars ufafrica chealgi 

इन्हे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 260 के अन्तर्गत वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए प्रथम श्रेणी के 
न्यायिक दण्डाधिकारी को ही जाने वाली शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

इन्हें मेला स्थल पर, जिसका निश्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है , संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान 
51 GId = | 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


st 


The 17th April 2010 
No. 219 A- The High Court have been pleased to depute Sri Pathak Alok Kaushik and 
Sri Amit Raj, Judicial magistrate , 1st Class, Nalanda (Biharsharif ) for holding camp court during 
the Malmas Mela at Rajgir for the periods from 15th April 2010 to 29th April 2010 and 30th 
April 2010to 14th May 2010 respectively . 

They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of 1* Class to 
try summarily the cases, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 . 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they are 
authorized to try during the Mela spot. 

By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


44 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


23 अप्रील 2010 
संख्या 226 नि 0 — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में मुंसिफ नियुक्त 
किया जाता है । 

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल , आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट -1987 (ऐक्ट XIX , 
1987 ) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट , 1887 ( ऐक्ट XII, 1887 ) की धारा 19 की उपधारा 
( 2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ -5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक 
वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ -5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय 
द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

स्तम्भ -5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र 
में अधिसूचित न हो जायें । 


क्रम 
संख्या 


पदाधिकारीकानाम,पदनाम 
एवं 
वर्तमान 
पदस्थापन 
का स्थानजजीसहित 


अ)नएस्थानकापदनाम ब)साधारणतःअधिष्ठितरहने स)जजीजहाँनियुक्तकिएकास्थान गयेहैं 


स्थानांतरण की 

श्रृंखला 


नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की 
गयी विशेष शक्तियाँ 
अ ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल 
कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत ( साधारन प्रक्रिया) 
ब ) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस 
ऐक्ट 1987 के अंतर्गत 


1 . 


श्री कैलाश जोशी, 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 
सीवान ( सीवान) 


अ ) मुंसिफ 
ब ) सीवान 
स ) सीवान 


श्री ए0 के 0 मिश्रा अ) सीवान मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 
के स्थान पर 

अंतर्गत 30,000 / -रूपये तक 
ब ) सीवान मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के 

अंतर्गत 1,000 / - रूपये तक लघुवाद की 
शक्तियाँ 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 23rd April 2010 
No. 226 A— The Judicial Officer Civil Judge (Junior Division ) named in column no.2 of the 
table given below is appointed as Munsif in the Judgeship and station mentioned in column no.3, and in 
the chain indicated in column no.4 of the table . 


As mentioned in column no.5 , the officer concerned is also vested with the powers under Sub 
Section ( 2 ) of Section- 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts , 1887 , ( Act XII of 1887) as 
amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar amendment Act, 1987 (Act XIX of 1987) to 
try under the ordinary procedure original suits of pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

As further mentioned in Column no.5 , the officer concerned is also vested with powers of a Judge 
of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary pecuniary 
and Territorial Jurisdiction . 

The powers vested as per column no.5 , should not , however , be exercised by the officer 
concerned unless they are published in the Bihar Gazette or in the District Gazette . 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


45 


NameoftheOfficerwith designationandpresentplace ofpostingwithJudgeship 


(a)Designationatthenew (b)PlacewheretheOfficeris 

tobeordinarilystationed. (c)NameoftheJudgeshipin 

station. 
which 
posted 
. 


Chainoftransfer 


Special power with which 
the officer is vested at the 
new station . 
( a) Under the Bengal, Agra 

and Assam Civil Courts 
Acts (under ordinary 

procedure ). 
(b ) Under the provincial 

small causes Courts 
Acts, 1987 . 


Sl.No 


Sri Kailash Joshi , 
Judicial Magistrate , 
Siwan (Siwan ) 


( a ) Munsif 
( b ) Siwan 
( c ) Siwan 


Vice Sri 
A.K.Mishra 


( a ) Rs. 30,000/ within the 

local limits of Siwan 

Munsifi. 
( b) S.C.C. powers of Rs.1000 / 

within the local limits of 
Siwan Munsifi. 


By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


26 अप्रील 2010 


संख्या 229 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उच्च न्यायालय श्री कृष्ण कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना को भागलपुर, बाँका, मुंगेर, शेखपूरा, जमुई, खगड़िया, 
लखीसराय, बेगुसराय, सुपौल, सहरसा, मधेपूरा, किशनगंज , अररिया , कटिहार एवं पूर्णिया जिला क्षेत्रों के लिए जिसका 
मुख्यालय पटना रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218 / जे0 दिनांक 1 जुलाई 2005 द्वारा स्थापित न्यायिक 
विशेश दण्डाधिकारी ( मुंसिफ ) के पटना में अतिरिक्त न्यायालय का विशेष दण्डाधिकारी सह पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त 
करता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिसमेन्ट ऐक्ट , 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत डी.एस.पी.ई. पटना शाखा के द्वारा 
जाँच किए गए वादो के निष्पादन या निष्पादन हेतु सूपूर्द करने की शक्तियाँ प्रदान करता है । 

इन्हें उक्त संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी.एस.पी.ई. पटना भााखा द्वारा उपरोक्त 
जिला क्षेत्रों के लिए जाँच किए गए वैसे वादो की जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सूपूर्द करने में वे सक्षम है संज्ञान लेने 
की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 26th April 2010 
No. 229A— In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure , 
1973 (Act 2 of 1974 ) , the Court are pleased to appoint Sri Krishna Kumar, Judicial Magistrate , Patna as 
the Special Magistrate cum P.O. of the Additional Special Court of judicial Magistrate (Munsif) at Patna 
established vide Law Department s Notification No. 2218 /J, dated 1st July 2005 for the entire State of 
Bihar with headquarters at Patna to try and if necessary to commit for trial the cases investigated by the 
Delhi Special Police establishment of other Branches also besides the Patna Branch , with respect to the 
offences covered under Section 3 of the Delhi Special Police establishment Act, 1946 for the area of 
Jurisdiction of the Districts of Bhagalpur, Banka, Munger, Sheikhpura, Jamui, Khagaria, Lakhisarai, 
Begusarai, Supaul, Saharsa ,Madhepura , Kishanganj, Araria, katihar and Purnea . 

The Court are further pleased to confer upon the ssaid Magistrate the powers to take cognizance 
of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch under Sub 


46 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


Section ( 1) (b ) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or commit for trial of the 
cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch . 

By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


24 अप्रील 2010 
संख्या 228 नि 0 — निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखत अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) को 
तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं | अ ) नये स्थान का पदनाम 
क्रम सं ० 

वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
( जजी सहित ) 

स ) जजी जहाँ स्थानान्तरोपरांत नियुक्त किये जाते हैं 


1 


2 


3 


श्री मो ० गुलाम गौस , 
अवर न्यायाधीश, मधेपुरा 
(मधेपुरा ) 


अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) नवगछिया 


स ) भागलपुर 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 24th April 2010 
No. 228 A - The Subordinate Judge ( Civil Judge, Sr. Division) named in column no. 2 
of the table given below is appointed as Subordinate Judges in the Judgeship to be stationed 
ordinarily at the place mentioned in column no . 3. 

Name of the Officers with a ) Designation at the new station . 
SI. designation and present b ) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. 
No. place of posting 

c ) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. 
(with judgeship ) 
1 2 

3 
Sri Md. Gulam Gous, 

a ) Sub Judge 
Sub Judge ,Madhepura b ) Naugachia 
( Madhepura ) 

c ) Bhagalpur 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


27 अप्रील 2010 
संख्या 230 नि0-24वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त परीक्ष्यमान मुंसिफ (असैनिक 
न्यायाधीश, कनीय कोटि ) सम्प्रति न्यायिक मुंसिफ, रक्सौल के रूप में पदस्थापित श्री बाढू प्रसाद की सेवायें दिनांक 16.4.2005 
के प्रभाव से 

सम्पुष्ट 

की जाती है । 
इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण बाद में किया जायेगा । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 27th April 2010 
No. 230A- The Services of Sri Barhu Prasad, a Probationary Munsif ( Civil Judge, 
Junior division ) appointed on the basis of the result of the 24 th JudicialService competitive 
Examination , presently posted as Munsif, Raxaul, is hereby confirmed w.e.f. 16/4/2005 . 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


47 


His Inter-se -seniority will be decided lateron . 


By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


27 अप्रील 2010 
संख्या 231 नि 0 — अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मो 0 खुर्शीद आलम , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
कैमुर की सेवायें बिहार राज्य विधि आयोग के सदस्य सचिव के पद पर अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति 
हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 27th April 2010 
No. 231 A - On being relieved of his present assignment the services of Sri Md. Khurshid Alam 
District and Sessions Judge , Kaimur are placed at the disposal of the State Government in the Department 
of General Administration , Patna for his appointment as member Secretary, Bihar State Law 
Commission , Patna for a maximum period of three years . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


3 मई 2010 
संख्या 232 नि 0 श्री उदय भांकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश संप्रति निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय , 
पटना, के रूप में पदस्थापित, को बक्सर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 3rd May 2010 
No. 232 A— Sri Uday Shankar, District and Sessions Judge, presently posted as Registrar 
(Vigilance ), Patna High Court, Patna , is transferred and posted as District and Sessions Judge of Buxar. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


3 मई 2010 
संख्या 233 नि ० श्री विजय प्रकाश मिश्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना, को उनके पदभार ग्रहण 
करने की तिथि से छपरा स्थित सारण के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 3rd May 2010 
No. 233 A- Sri Vijai Prakash Mishra, Additional District and Sessions Judge, Patna, is 
appointed and posted as District and Sessions Judge of Saran at Chapra with effect from the date 
he assumes charge . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


48 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


13 मई 2010 
संख्या 253 नि ० – श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय मोतिहारी, को श्री राम 
श्रेष्ठ राय के स्थान पर बिहारशरीफ स्थित नालन्दा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक 


| 


The 13th May 2010 
No. 253 A- Sri Arun Kumar Srivastava, Principal Judge, Family Court, Motihari, is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Nalanda at Biharsharif vice Sri Ram 
Shreshtha Roy . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


13 मई 2010 
संख्या 254 नि ० – श्री अमरेश कुमार लाल , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बक्सर , को श्री गोपाल 
कृष्ण झा के स्थान पर पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 13th May 2010 
No. 254 A— Sri Amresh Kumar Lal , Principal Judge, Family Court , Buxar, is transferred 
and posted as District and Sessions Judge of Purnea vice Sri Gopal Krishna Jha . 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


13 मई 2010 
संख्या 255 नि ० — श्री जितेन्द्र मोहन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय आरा, को श्री मधुसूदन 
सिंह के स्थान पर मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 13th May 2010 
No. 255A - Sri Jitendra Mohan Sharma , Principal Judge, Family Court , Ara, is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Munger vice Sri Madhusudan Singh . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


13 मई 2010 
सं० 256 नि 0 — श्री दारोगा प्रसाद, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बिहारशरीफ , को श्री कृष्ण कान्त त्रिपाठी के 
स्थान पर नवादा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


49 


The 13th May 2010 
No. 256A— Sri Daroga Prasad , Principal Judge , Family Court, Biharsharif , is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Nawadah vice Sri Krishna Kant Tripathi. 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


13 मई 2010 
संख्या 257 नि 0 — अपने वर्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
सम्प्रति सचिव, बिहार विधान सभा, पटना, के रूप में पदस्थापित, को श्री मो 0 खुर्शीद आलम के स्थान पर भभुआ स्थित कैमुर 
के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 13th May 2010 
No. 257— On being relieved of his present assignment, Sri Surendra Prasad Sharma, District and 
Sessions Judge, presently posted as Secretary, Bihar Vidhan Sabha , Patna , is transferred and posted as 
District and Sessions Judge of Kaimur at Bhabhua vice Sri Md. Khurshid Alam . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


13 मई 2010 
संख्या 258 नि 0 — सुश्री गीता वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सासाराम, को श्री अखिलेश कुमार जैन के 
स्थान पर जहानाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 13th May 2010 
No. 258A- Ms. Gita Verma, Principal Judge, Family Court, Sasaram, is transferred and posted 
as District and Sessions Judge of Jehanabad vice Sri Akhilesh Kumar Jain . 

By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


13 मई 2010 
संख्या 259 नि ० — निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को , तालिका 
के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तंभ -4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला में अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु संबंधित कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है । 

अ) नए स्थान का पदनाम 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं ब) पदाधिकारी का साधारणतः 
क्रम 

वर्तमान पदस्थापन का स्थान अधिष्ठित रहने का स्थान स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये 

गये हैं । 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री रतन किशोर तिवारी, अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री बैज नाथ के 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब ) औरंगाबाद 

स्थान पर 
कटिहार ( कटिहार ) 

स ) औरंगाबाद 


50 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


क्रम 
संख्या 


अ ) नए स्थान का पदनाम 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 
वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये 

गये हैं । 


स्थानांतरण की श्रृंखला 


1 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


2 3 

4 
श्री सुदर्शन कुमार राय , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री राम विनोद 
| अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) गया 

सिंह के स्थान पर 
नवादा ( नवादा) 

स ) गया 
श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव , अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री रतन 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) कटिहार 

किशोर तिवारी के स्थान पर 
बेतिया ( पश्चिमी चम्पारण ) 

स ) कटिहार 
श्री सुलतान मुजफ्फर , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री उमेश चन्द्र 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब ) बेतिया 

श्रीवास्तव के स्थान पर 
जहानाबाद ( जहानाबाद ) 

स ) पश्चिमी चम्पारण 
श्री गणेश प्रसाद सिंह I, 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री दया शंकर 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) बेगुसराय 

तिवारी के स्थान पर 
सहरसा ( सहरसा) 

स ) बेगुसराय 
श्री शिव शंकर गिरि , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व में सेवानिवृत श्री शशि 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब) बेगुसराय 

भूषण शुक्ला के स्थान पर 
मधेपुरा ( मधेपुरा ) 

स ) बेगुसराय 
श्री दया शंकर तिवारी , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री सुलतान 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) जहानाबाद 

मुजफ्फर 

के स्थान पर 
बेगुसराय ( बेगुसराय ) 

स ) जहानाबाद 
श्री अरविंद माधव , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व में सेवानिवृत श्री रविन्द्र 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) बगहा 

मणि त्रिपाठी के स्थान पर 
भागलपुर ( भागलपुर) 

स ) पश्चिमी चम्पारण 
श्री शैलेश शरण श्रीवास्तव, अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्रीमति सुषमा 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब ) आरा 

सिन्हा के स्थान पर 
बेतिया ( पश्चिमी चम्पारण ) स ) भोजपुर 
श्री बैज नाथ , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सहाय्य के रूप में । 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) हिलसा 
औरंगाबाद ( औरंगाबाद ) स ) नालन्दा 
श्री कृष्णा गोपाल द्विवेदी , अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री गणेश प्रसाद 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब ) सहरसा 

सिंह I के स्थान पर 
सीवान ( सीवान ) 

स ) सहरसा 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12. 


श्री राम विनोद सिंह , 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
गया ( गया ) 


अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व में स्थानान्तरित श्री 
ब ) बाढ़ 

विजय कुमार जैन के स्थान 
स ) पटना 

पर 


13. 


श्रीमति सुषमा सिन्हा , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री रमेश चन्द्र 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब ) मोतिहारी 

सिंह के स्थान पर 
आरा ( भोजपुर) 

स ) पूर्वी चम्पारण 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


51 


क्रम 
संख्या 


अ ) नए स्थान का पदनाम 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 
वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये 

गये हैं । 


स्थानांतरण की श्रृंखला 


1 


2 


3 


4 


14 . 


15 . 


16. 


श्री उज्जवल कुमार दूबे, अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सहाय्य के रूप में । 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब ) बाढ़ 
आरा ( भोजपुर ) 

स ) पटना 
श्री भुबना नंद झा , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सहाय्य के रूप में । 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) बगहा 
सीतामढ़ी ( सीतामढ़ी) 

स ) पश्चिमी चम्पारण 
श्री रमेश चन्द्र सिंह , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थानान्तरित श्री शिव शंकर 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब) मधेपुर 

गिरि के स्थान पर 
मोतिहारी ( पश्चिमी चम्पारण ) स ) मधेपुरा 
श्री गोविन्द प्रसाद सिंह , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र यायाधीश स्थानान्तरित श्री कृष्णा 
| अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब ) सीवान 

गोपाल द्विवेदी के स्थान पर 
त्वरित न्यायालय , मुंगेर (नियमित स ) सीवान 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मुंगेर, के रूप में पदोन्नति हेतु 
अनुशंसित ) ( मुंगेर ) 
श्री सरोज 

कुमार श्रीवास्तव , अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्व में प्रोन्नत श्री अजित 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) मुजफ्फरपुर 

कान्त शरण के स्थान पर 
मधेपुरा ( मधेपुरा ) 

स ) मुजफ्फरपुर 


17 . 


18. 


उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 13th May 2010 
No. 259A- The Additional District and Sessions Judges, named in column no.2 of the table 
given below are hereby transferred as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be 
stationed ordinarily at places mentioned in column no.3 and in the chain specified in column no.4 of the 
table. 

(a ) Designation at the new 

station 
Name of the Officer with 

(b ) Place where the officer is to 
designation and present place of 
SI. No. 

be stationed at 

Chain of Transfer 
posting ( Judgeship ) 

( c ) Name of the Judgeship in 
which 

posted on 
transfer 


1 


2 


3 


4 


1 . 


Sri Ratan Kishore Tiwary , 
Additional District and Sessions 
| Judge, Katihar ( Katihar ) 


Vice Sri Baij Nath , 
transferred. 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
( b ) Aurangabad 
(c ) Aurangabad 


52 


PER JUIC , 1 Platok 2010 


Name of the Officer with 
designation and present place of 

posting ( Judgeship ) 


SI. No. 


(a ) Designation at the new 

station 
(b ) Place where the officer is to 

be stationed at 
(c ) Name of the Judgeship in 

which posted on 
transfer 


Chain of Transfer 


1 


2 


3 


4 


2 . 


Sri Sudarshan Kumar Ray , 
Additional District and Sessions 
Judge , Nawadah (Nawadah ) 


Vice Sri Ram Vinod 
Singh , transferred . 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Gaya 
(c ) Gaya 
( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Katihar 
( c ) Katihar 


3 . 


Vice Sri Ratan Kishore 
Tiwary, transferred . 


4 . 


Sri Umesh Chandra Srivastava , 
Additional District and Sessions 
Judge , Bettiah 
(West Champaran ) 
Sri Sultan Muzaffar, 
Additional District and Sessions 
Judge, Jehanabad 
( Jehanabad ) 
SriGanesh Prasad Singh I, 
Additional District and Sessions 
Judge , Saharsa 
(Saharsa ) 


Vice Sri Umesh Chandra 
Srivastava , 
transferred . 


5 . 


Vice Sri Daya Shankar 
Tiwary , transferred . 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Bettiah 
(c ) West Champaran 
( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Begusarai 
( c ) Begusarai 
( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Begusarai 
(c ) Begusarai 


6 . 


Vice Sri Shashi Bhushan 
Shukla , since retired . 


Sri Sheo Shankar Giri, 
Additional District and Sessions 
Judge , Madhepura 
(Madhepura ) 
Sri Daya Shankar Tiwary , 
Additional District and Sessions 
Judge , Begusarai 
(Begusarai) 


7 . 


Vice Sri Sultan Muzaffar , 
transferred 


(a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Jehanabad 
( c ) Jehanabad 


8 . 


Sri Arbind Madhav , 
Additional District and Sessions 
Judge , Bhagalpur 
( Bhagalpur) 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Bagha 
(c ) West Champaran 


Vice Sri Ravindra Mani 
Tripathi, since retired . 


9 . 


Vice Smt. Sushma Sinha , 
transferred . 


Sri Shailesh Sharan , Srivastava , 
Additional District and Sessions 
Judge , Bettiah 
(West Champaran ) 


(a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Ara 
(c ) Bhojpur 


As Additional help . 


10. Sri Baij Nath , 

Additional District and Sessions 
Judge, Aurangabad 
(Aurangabad ) 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
( b ) Hilsa 
( c ) Nalanda 


ER JGC , 1 Hotel 2010 


53 


SI. No. 


Name of the Officer with 
designation and present place of 

posting ( Judgeship ) 


(a ) Designation at the new 

station 
(b ) Place where the officer is to 

be stationed at 
(c ) Name of the Judgeship in 

which posted on 
transfer 


Chain of Transfer 


1 


2 


3 


4 


11. Sri Krishna Gopal Dwivedi, 

Additional District and Sessions 
Judge, Siwan 
( Siwan ) 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Saharsa 
( c ) Saharsa 


Vice Sri Ganesh Prasad 
Singh I, transferred . 


Vice Sri Vijay Kumar 
Jain , since transferred . 


12. Sri Ram Vinod Singh , 

Additional District and Sessions 
Judge, Gaya 
(Gaya) 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Barh 
( c ) Patna 
( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
( b ) Motihari 
(c ) East Champaran 
( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Barh 
( c ) Patna 


Vice Sri Ramesh Chandra 
Singh , 
transferred . 


13. Smt. Sushma Sinha , 

Additional District and Sessions 
Judge, Ara 

( Bhojpur) 
14. Sri Ujjwal Kumar Dubey, 

Additional District and Sessions 
Judge , Ara 

(Bhojpur) 
15. Sri Bhubna Nand Jha. 

Additional District and Sessions 
Judge, Sitamarhi 
(Sitamarhi ) 


As Additional help . 


As Additional help . 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Bagha 
(c ) West Champaran 
( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Madhepura 
(c ) Madhepura 
( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Siwan 
( c ) Siwan 


Vice Sri Sheo Shankar 
Giri, transferred . 


16. Sri Ramesh Chandra Singh , 

Additional District and Sessions 
Judge, Motihari 

( East Champaran ) 
17. Sri Govind Prasad Singh , 

Additional District and Sessions 
Judge, Fast Track Court,Munger 
(Recommended for promotion as 
regular Additional District and 
Sessions Judge ,Munger ) 

(Munger ) 
18. Sri Saroj Kumar Srivastava, 

Additional District and Sessions 
Judge , Madhepura 
(Madhepura ) 


Vice Sri Krishna Gopal 
Dwivedi, transferred . 


( a ) Additional District and 

Sessions Judge 
(b ) Muzaffarpur 
(c ) Muzaffarpur 


Vice Sri Ajit Kant Sharan , 
since promoted . 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


54 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


13 मई 2010 
संख्या 260 नि 0 निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ -3 में उनके 
नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तंम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया 
जाता है । 

अ ) नये स्थान का पदनाम 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित 
क्रम एवं पदस्थापन का स्थान रहने का स्थान 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या ( जजी सहित ) 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरणोपरांत नियुक्त 

किये जाते हैं । 
1 2 3 

4 
1 | श्री ब्रज भूषण सिंह , अ ) अवर न्यायाधीश 

स्थानान्तरित श्री पी 0 के 0 ओझा 
अवर न्यायाधीश - सह - मु 0 न्या ० ब ) हाजीपुर 

के स्थान पर 
दण्डाधिकारी, आरा(भोजपुर) 

स ) वैशाली 
2 | श्री प्रेम कुमार अ ) अवर न्यायाधीश 

स्थानान्तरित श्री बी 0 बी 0 सिंह 
अवर न्यायाधीश - सह - मु ० न्या 0 ब ) आरा 

के स्थान पर 
दण्डाधिकारी, हाजीपुर ( वैशाली ) स ) भोजपुर 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


ओझा, 


The 13th May 2010 
No. 260A – The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Senior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below are appointed as Subordinate Judge in the Judgeships to be stationed 
ordinarily at the places mentioned in column no . 3 and in the chain specified in column no . 4 of the table. 

Name of the Officer with a ) Designation at the new station 

designation and present b ) Place where the officer is to be 
Sl. No. place of posting (with ordinarily stationed at 

Chain of transfer 
Judgeship ) 

c ) Name of the Judgeship in which 

appointed on transfer 
2 

3 

4 
Sri Braj Bhushan Singh a) Sub Judge 

Vice Sri P.K.Ojha 
Sub Judge -cum -C.J.M ., Ara b ) Hajipur 

transferred. 
( Bhojpur ) 

c ) Vaishali 
2 Sri Prem Kumar Ojha a ) Sub Judge 

Vice Sri B.B.Singh 
Sub Judge - cum -C.J.M ., b ) Ara 

transferred . 
Hajipur ( Vaishali) 

c ) Bhojpur 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


-- 


1 


13 मई 2010 
संख्या 261 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उप - धारा (3) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को 
स्तम्भ -3 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान 
की जाती है । 

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी 
नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


55 


क्रम संख्या 


1 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
2 

3 
श्री ब्रज भूषण सिंह , 
अवर न्यायाधीश - सह - मु० न्या 0 दण्डाधिकारी, आरा, जिनका स्थानांतरण हाजीपुर 

वैशाली 
के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है । 
श्री प्रेम कुमार ओझा, 
अवर न्यायाधीश - सह - मु ० न्या ० दण्डाधिकारी, हाजीपुर, जिनका स्थानांतरण आरा भोजपुर 
के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


2 


The 13th May 2010 
No. 261A - In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3) of Section 11 of 
the code of Criminal Procedure, 1973 ( Act -2 of 1974 ), the High Court are pleased to confer upon 
the Subordinate Judges named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the first Class for the district noted against their names in column no . 3 of the table . 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (1 ) of Section 12 of the 
said Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief JudicialMagistrate for the 
district noted against their names in column no. 3 of the table . 

Name of the Officer with designation 
Sl. No. 

Name of the District 
and place of posting 
2 

3 
Sri Braj Bhushan Singh 
Sub Judge -cum - C.J.M ., Ara 

Vaishali 
under orders of transfer to Hajipur as Sub Judge 
2 Sri Prem Kumar Ojha 
Sub Judge - cum - C.J.M ., Hajipur 

Bhojpur 
under orders of transfer to Ara as Sub Judge 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


-- 


-- 


1 


13 मई 2010 
संख्या 262 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके 
नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

सत्र प्रमंडल का नाम 
संख्या 
2 

3 
श्री ब्रज भूषण सिंह , 
अवर न्यायाधीश - सह - मु ० न्या 0 दण्डाधिकारी, आरा, जिनका स्थानांतरण हाजीपुर 

वैशाली 
के अवर न्यायाधीश - सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 
2 श्री प्रेम कुमार ओझा, 
अवर न्यायाधीश - सह - मु ० न्या ० दण्डाधिकारी, हाजीपुर, जिनका स्थानांतरण आरा 

भोजपुर 
के अवर न्यायाधीश - सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


1 


56 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


The 13th May 2010 
No. 262A– In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 9 of the Code 
of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to appoint the Judicial Officers 
named in Column 2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the Sessions Divisions noted 
against their respective names in Column 3 of the table . 
Sl. No. Name of the Officer with designation 

Name of the Sessions 
and place of posting 

Division 
1 2 

3 
Sri Braj Bhushan Singh 
Sub Judge -cum -C.J.M ., Ara 

Vaishali 
under orders of transfer to Hajipur as Sub Judge -cum - C.J.M . 
2 Sri Prem Kumar Ojha 
Sub Judge -cum -C.J.M ., Hajipur 

Bhojpur 
under orders of transfer to Ara as Sub Judge -cum -C.J.M . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


1 


13 मई 2010 
संख्या 263 नि ० — निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखत अवर न्यायाधीशों ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय 
कोटि ) को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान | अ ) नये स्थान का पदनाम 
सं ० पदस्थापन का स्थान ( जजी सहित ) 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी जहाँ स्थानान्तरोपरांत नियुक्त किये जाते हैं 


क्रम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री अक्षयबर राम , 


अ ) अवर न्यायाधीश 


अवर न्यायाधीश, गोपालगंज 
( गोपालगंज ) 


ब) समस्तीपुर 
स ) समस्तीपुर 


2. | श्री विश्वनाथ , 

अवर न्यायाधीश, बगहा 


अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) गोपालगंज 
स ) गोपालगंज 


( पश्चिमी चम्पारण ) 


3 . 


श्री शिव कुमार झा , 
अवर न्यायाधीश , सीतामढ़ी 
( सीतामढ़ी) 


अ ) अवर न्यायाधीश 
ब ) बगहा 
स ) पश्चिमी चम्पारण 


4 . 


अ ) अवर न्यायाधीश 


श्री जितेन्द्र कुमार दूबे, 
अवर न्यायाधीश, समस्तीपुर 
( समस्तीपुर ) 


ब ) सीतामढ़ी 
स ) सीतामढ़ी 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


57 


1 


1 


The 13th May 2010 
No. 263 A— The Subordinate Judges ( Civil Judge , Sr. Division ) named in column no . 2 of the table 
given below are appointed as Subordinate Judges in the Judgeships to be stationed ordinarily at the 
places mentioned in column no . 3 . 

Name of the Officers with a ) Designation at the new station . 

designation and present b ) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. 
Sl. No. 

place of posting c ) Name of the Judgeship in which appointed on transfer . 
(with judgeship ) 
2 

3 
Sri Akshybar Ram 

a) Sub Judge 
Sub Judge , Gopalganj b ) Samastipur 
( Gopalganj) 

c ) Samastipur 
2 Sri Vishwanath 

a ) Sub Judge 
Sub Judge, Bagaha 

b ) Gopalganj 
(West Champaran ) 

c ) Gopalganj 
3 Sri Shiv Kumar Jha 

a ) Sub Judge 
Sub Judge , Sitamarhi b ) Bagaha 
( Sitamarhi ) 

c ) West Champaran 
4 Sri Jitendra Kumar Dubey a ) Sub Judge 
Sub Judge, Samastipur 

b ) Sitamarhi 
(Samastipur) 

c ) Sitamarhi 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


14 मई 2010 
संख्या 264 नि ० — निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, त्वरित 
न्यायालय , को तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तंभ-4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला में 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय , के रूप में कार्य करने हेतु संबंधित कोर्ट में स्थानांतरित किया 
जाता है । 

अ ) नए स्थान का पदनाम 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान रहने का स्थान 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं । 
1 2 3 

4 
1. श्री बिनोद प्रसाद सिन्हा , अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित स्थानान्तरित श्री अजित 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय 

कुमार पाण्डेय के स्थान पर 
त्वरित न्यायालय , जहानाबाद ब ) पूर्णिया 
( जहानाबाद ) 

स ) पूर्णिया 
2. श्री देवेन्द्र प्रसाद केशरी , अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित स्थानान्तरित श्री राधे 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय 

श्याम शर्मा के स्थान पर 
त्वरित न्यायालय , भागलपुर ब ) मधुबनी 
( भागलपुर ) 

स ) मधुबनी 


3. श्री राम प्रिया शरण सिंह , 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
त्वरित न्यायालय , 
भागलपुर ( भागलपुर ) 


अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित स्थानान्तरित श्री बिनोद 
न्यायालय 

प्रसाद सिन्हा के स्थान पर 
ब ) जहानाबाद 
स ) जहानाबाद 


58 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


अ) नए स्थान का पदनाम 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान रहने का स्थान 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं । 
1 2 3 

4 
4. श्री प्रेम रंजन मिश्रा, 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित स्थानान्तरित श्री अश्विनी 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय 

कुमार श्रीवास्तव के स्थान 
त्वरित न्यायालय , ब ) बाँका 

पर 
हाजीपुर ( वैशाली ) 

स ) भागलपुर 
5. श्री राधे श्याम शर्मा, 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , त्वरित स्थानान्तरित श्री देवेन्द्र 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय 

प्रसाद केशरी के स्थान पर 
त्वरित न्यायालय , 

ब ) भागलपुर 
मधुबनी ( मधुबनी) 

स ) भागलपुर 
6. श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव , अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , त्वरित स्थानान्तरित श्री अशोक 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , न्यायालय 

कुमार 

के स्थान पर 
त्वरित न्यायालय , 

ब ) छपरा 
बाँका ( भागलपुर) 

स ) सारण 
7. श्री अजित कुमार पाण्डेय , अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित स्थानान्तरित श्री प्रेम रंजन 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय 

मिश्रा के स्थान पर 
त्वरित न्यायालय , 

ब ) हाजीपुर 
पूर्णिया ( पूर्णिया) 
8. श्री अशोक कुमार, 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित स्थानान्तरित श्री राम प्रिया 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , न्यायालय 

शरण सिंह के स्थान पर 
त्वरित न्यायालय , 

ब ) भागलपुर 
छपरा ( सारण ) 

स ) भागलपुर 
9. श्री रवि शंकर सिन्हा , 

अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित पदोन्नति हेतु अनुशंसित श्री 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय 

गोविन्द प्रसाद सिंह के 
त्वरित न्यायालय , ब ) मुंगेर 

| स्थान पर 
स ) मुंगेर 


स ) वैशाली 


भभुआ ( कैमुर ) 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 14th May 2010 
No. 264A— The Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court , named in column no.2 
of the table given below are hereby transferred as Additional District and Sessions Judge in Fast Track 
Court at places mentionedincolumn no.3 and in the chain specified in column no.4 of the table. 
SI.No. Name of the Officer with 

( a ) Designation at the new station Chain of 
designation and present place ( b ) Place where the officer is to be Transfer 
of posting ( Judgeship ) 

stationed at 
( c) Nameof the Judgeship in 

which posted on transfer 


2 


3 


4 


Sri Binod Prasad Sinha, 
Additional District and Sessions 
Judge , Fast Track Court, 
Jehanabad (Jehanabad ) 


( a ) Additional District and Sessions Vice Sri Ajit 
Judge, Fast Track Court 

Kumar Pandey , 
( b ) Purnea 

transferred . 
( c ) Purnea 


Par JGC , 1 Hotel 2010 


59 


Sl. No. 


Name of the Officer with 
designation and present place 
of posting ( Judgeship ) 


Chain of 
Transfer 


(a ) Designation at the new station 
(b ) Place where the officer is to be 

stationed at 
(c ) Name of the Judgeship in 

which posted on transfer 


1 


2 


3 


4 


2 


3 


4 


Sri Devendra Prasad Keshri, a ) Additional District and Sessions Vice Sri Radhey 
Additional District and Sessions Judge, Fast Track Court Shyam Sharma, 
Judge , Fast Track Court, b ) Madhubani 

transferred . 
Bhagalpur (Bhagalpur) 

c ) Madhubani 
Sri Ram Priya Sharan Singh , a ) Additional District and Sessions Vice Sri Binod 
Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court 

Prasad Sinha , 
Judge , Fast Track Court, b ) Jehanabad 

transferred . 
Bhagalpur (Bhagalpur) 

c ) Jehanabad 
Sri Prem Ranjan Mishra , 

a ) Additional District and Sessions Vice Sri Ashwini 
Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court 

Kumar Srivastava, 
Judge , Fast Track Court, Hajipur b ) Banka 

transferred . 
(Vaishali) 

c ) Bhagalpur 
Sri Radhey Shyam Sharma, a ) Additional District and Sessions Vice Sri Devendra 
Additional District and Sessions Judge, Fast Track Court 

Prasad Keshri, 
Judge, Fast Track Court , b ) Bhagalpur 

transferred . 
Madhubani (Madhubani) 

c ) Bhagalpur 
Sri Ashwini Kumar Srivastava, a ) Additional District and Sessions Vice Sri Ashok 
Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court 

Kumar, 
Judge , Fast Track Court, Banka b ) Chapra 

transferred . 
(Bhagalpur ) 

c ) Saran 
Sri Ajit Kumar Pandey , 

a ) Additional District and Sessions Vice Sri Prem 
Additional District and Sessions Judge, Fast Track Court 

Ranjan Mishra , 
Judge , Fast Track Court , Purnea b ) Hajipur 

transferred . 
( Purnea ) 

c ) Vaishali 


5 


6 


7 


8 


Sri Ashok Kumar , 

a ) Additional District and Sessions Vice Sri Ram 
Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court 

Priya Sharan 
Judge, Fast Track Court, Chapra b ) Bhagalpur 

Singh , transferred . 
( Saran ) 

c ) Bhagalpur 
Sri Ravi Shankar Sinha , 

a ) Additional District and Sessions Vice Sri Govind 
Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court 

Prasad Singh , 
Judge , Fast Track Court, b ) Munger 

recommended for 
Bhabhua (Kaimur ) c ) Munger 

promotion . 


9 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


60 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


18 मई 2010 
संख्या 267 नि ० — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि ) को तालिका स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च 
न्यायालय द्वारा आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर, न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की 
क्रम एवं वर्तमान पदस्थापन का ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 

श्रृंखला 
संख्या 
स्थान जजी सहित स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 
अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

अतिरिक्त सहाय्य 
न्यायिक दण्डाधिकारी , भभुआ ब ) जहानाबाद 

के रूप में 
( कैमुर ) 

स ) जहानाबाद 

उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , 

महानिबंधक । 


श्री दीपक कुमार , 


The 18th May 2010 
No. 267 A- The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in 
column no . 2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate on being vested 
with necessary Magisterial powers by the Court in the Judgeship and station mentioned in column 
no. 3 and in chain of transfer noted in column no . 4 of the said table : 


SI. 
No. 


Name of the Officer with 
designation and place of 
posting with Judgeship 


Chain of 
transfer 


a ) Designation at the new station . 
b ) Place where the Officer is to be 

stationed at . 
c) Name of the Judgeship in 

which appointed on transfer . 
( a ) Judicial Magistrate 
(b ) Jehanabad 
( c ) Jehanabad 


d . 


Sri Deepak Kumar, 
J. M. I, Bhabhua 
(Kaimur ) 


As an 
Additional 
help 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


18 मई 2010 
संख्या 268 नि ० — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उपधारा 3 के 
अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक 
पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम 
श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 


जहानाबाद 


श्री दीपक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, भभुआ, जिनका स्थानांतरण 
जहानाबाद के न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में हुआ है । 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


61 


The 18th May 2010 
No. 268 A- In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Judicial 

Magistrate ( Civil Judge, Junior Division) named in column no.2 of the table given below, the powers of a 
Judicial Magistrates of the 1st Class for the district noted against his name in column no.3 of the table . 
Sl. No. Name of the Officer with designation and present Name of the District 

place of posting 


1 


Jehanabad 


Sri Deepak Kumar, J.M. I, Bhabhua , Under orders of transfer to 
Jehanabad as J.M. 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


19 मई 2010 
संख्या 269 नि ० – श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय , बाँका, 
जिन्हें न्यायालय की अधिसूचना संख्या 264 नि ० दिनांक 14 मई 2010 के क्रम संख्या 6 द्वारा छपरा में स्थानांतरण 
के लिए अधिसूचित किया गया है , के पदस्थापन स्थान को एतद् द्वारा निम्न रूप में परिवर्तित किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
एवं वर्तमान पदस्थापन का ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
स्थान 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं । 
श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव , अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय स्थानान्तरित श्री मो ० 
अपर जिला एवं सत्र ब ) सीतामढ़ी 

मुर्तजा सिद्दिकी के स्थान 
न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय , स ) सीतामढ़ी 

| पर 
बाँका ( भागलपुर ) 

न्यायालय की पूर्व अधिसूचना संख्या 264 दिनांक 14 मई 2010, जहाँ तक इसका संबंध श्री अश्विनी कुमार 
श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय , बाँका के छपरा में स्थानांतरण से संबंधित है , को इस 
हद तक संशोधित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , 

महानिबंधक । 


The 19th May 2010 
No. 269 A- The place of posting in respect of Sri Ashwini Kumar Srivastava , Additional 
District and Sessions Judge , Fast Track Court, Banka, who has since been notified for his transfer to 
Chapra vide Sl. No. 6 of Court s Notification No. 264 Dated 14.5.2010 , is hereby changed in the 
following manner . 
Name of the Officer with a ) Designation at the new station 

Chain of 
designation and present b ) Place where the officer is to be stationed at 

Transfer 
place of posting ( Judgeship ) c) Name of the Judgeship in which posted on 

transfer 


Sri Ashwini Kumar Srivastava , a ) Additional District and Sessions Judge , Fast Track 
Additional District and 

Court 
Sessions Judge , Fast Track b ) Sitamarhi 
Court, Banka 

c ) Sitamarhi 
( Bhagalpur ) 


Vice Sri Md. 
Murtuza 
Siddiqui, 
transferred .. 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


62 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


19 मई 2010 
संख्या 270 नि 0 श्री मो 0 मुर्तुजा सिद्दिकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , त्वरित न्यायालय, सीतामढ़ी को 
स्थानांतरित श्री अशोक कुमार के स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, छपरा के रूप में स्थानांतरित 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 19th May 2010 
No.270— Sri Md. Murtuza Siddiqui, Additional District and Sessions Judge, Fast Track 
Court , Sitamarhi, is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Fast 
Track Court at Chapra vice Sri Ashok Kumar transferred . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


22 मई 2010 
संख्या 274 नि ० - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा ( 13 ) अधिनियम 2 ( 1974 ) 
द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें 
वे दंड प्रक्रिया, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निश्पादित कर सकते हैं के निश्पादन हेतु तालिका के स्तंभ- 3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का वि श न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की भाक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निश्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की भाक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां क्षेत्राधिकार जहां के लिए भाक्तियाँ प्रदान की 
वे पदस्थापित है । 

जाती है । 


1 


2 


3 


1 . 


सासाराम अनुमंडल 


श्री अनिल कुमार सिन्हा , 
अनुमंडल पदाधिकारी , सासाराम 
श्री ब्रज कि र चौधरी, 
भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सासाराम 


2 . 


सासाराम अनुमंडल 


3 . 


श्री राजेश कुमार , 


विक्रमगंज अनुमंडल 


अनुमंडल पदाधिकारी , विक्रमगंज 


4 . 


श्री अजित कुमार , 


विक्रमगंज अनुमंडल 


5 . 


डिहरी अनुमंडल 


भूमि सुधार उपसमाहर्ता 
श्री खुर्शीद अनवर सिद्धीकी 
अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी 
श्री कृत्यानन्द रंजन , 
भूमि सुधार उपसमाहर्ता, डिहरी 


6 . 


डिहरी अनुमंडल 


उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , 

महानिबंधक । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


63 


The 22nd May 2010 
No. 274 A- In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub -Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the Executive officer/ officers , 
named in column no.2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd 
class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction 
mentioned against their name in column no.3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT 
OF EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 
1973. 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are 
covered by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Jurisdiction for which powers 
SI. Name of officer with designation and places of posting 

are vested 
2 

3 


1 . 


Sri Anil Kumar Sinha, S.D.O. Sasaram 


Sasaram Subdivision 


2 . 


Sasaram Subdivision 


3 . 


4 . 


Sri Braj Kishore Choudhary , L.R.D.C. Sasaram 
Sri Rajesh Kumar, S.D.O. Bikramganj 
Sri Ajit Kumar, L.R.D.C. Bikramganj 
Sri Khurshid Anwar Sidhiqui, S.D.O.Dehri 
Sri Kritya Nand Ranjan , L.R.D.C. Dehri 


Bikramganj Subdivision 
Bikramganj Subdivision 
Dehri Subdivision 


5 . 


6 . 


Dehri Subdivision 


By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


31 मई 2010 
संख्या 277 नि 0 - न्यायालय की पूर्व अधिसूचना संख्या 270 नि 0 दिनांक 19 मई 2010 जिसके द्वारा श्री 
मो0 मुर्तजा सिद्दिकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी, को भूलवश श्री अशोक कुमार के स्थान पर अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय , छपरा , के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया गया है, को एतद् द्वारा निरस्त 
किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 31st May 2010 
No. 277 A— Court s earlier Notification No. 270 A dated 19th May 2010 , through which 
Sri Md. Murtuza Siddiqui, Additional District and Sessions Judge, Sitamarhi , has been 
transferred and posted inadvertently as Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court 
at Chapra vice Sri Ashok Kumar, is hereby cancelled . 

By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


31 मई 2010 
संख्या 278 नि 0 - न्यायालय की पूर्व अधिसूचना संख्या 269 नि 0 दिनांक 19 मई 2010 जिसके द्वारा श्री अश्विनी 
कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय , बाँका, के उनके स्थानांतरण पर पदस्थापन स्थान को 
छपरा के बदले सीतामढ़ी परिवर्तित किया गया है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


64 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


The 31st May 2010 
No. 278 A — Court s earlier Notification No. 269 A dated 19th May 2010 through which 
place of posting in respect of Sri Ashwini Kumar Srivastava , Additional District and Sessions 
Judge , Fast Track Court, Banka, on his transfer, has been changed from Chapra to Sitamarhi, is 
hereby cancelled . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


31 मई 2010 
संख्या 279 नि 0 श्री मो 0 मुर्तजा सिद्दिकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी को छपरा के अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 31st May 2010 
No. 279 A- Sri Md. Murtuza Siddiqui , Additional District and Sessions Judge , 
Sitamarhi, is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Chapra . 

By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


31 मई 2010 
संख्या 280 नि 0 — जैसा कि न्यायालय की पूर्व अधिसूचना संख्या 264 नि 0 दिनांक 14 मई 2010 के क्रम संख्या 6 
के द्वारा अधिसूचित किया गया है, श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय , बाँका, को 
श्री अशोक कुमार के स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, छपरा, के रूप में स्थानांतरित एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक | 


The 31st May 2010 
No. 280 A— Sri Ashwini Kumar Srivastava, Additional District and Sessions Judge , Fast Track 
Court, Banka, is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court at 
Chapra vice Sri Ashok Kumar , as earlier notified vide serial no . 6 of Court s Notification No. 264 A 
dated 14th May 2010 . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


3 जुलाई 2010 
संख्या 302 नि 0 — श्री भुबना नन्द झा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा, को बेतिया के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक 


| 


The 3rd July 2010 
No. 302 A - Sri Bhubna Nand Jha , Additional District and Sessions Judge, Bagha, is 
transferred and posted as AdditionalDistrict and Sessions Judge of Bettiah . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


65 


5 जुलाई 2010 
संख्या 310 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2, 1974 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय 
की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निश्पादित कर सकते हैं के निश्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की भाक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है , 
संज्ञान लेने की भाक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम संख्या दण्डाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहां वे पदस्थापित है क्षेत्राधिकार जहां के लिए 

शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


2 . 


3. 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


12. 


13. 


श्री राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर 
श्री महफूज आलम, वरीय उपसमाहर्ता, सीतामढ़ी 
श्री किशोर कुमार प्रसाद, वरीय उपसमाहर्ता, सीतामढ़ी 
श्री सुरेश, वरीय उपसमाहर्ता, सीतामढ़ी 
श्री सुनील कुमार झा , वरीय उपसमाहर्ता, सीतामढ़ी 
श्री विद्यानन्द सिंह , अनुमंडल पदापधिकारी, बेलसंड 
श्री रजनीश कुमार, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, बेलसंड 
श्री उज्जवल कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी 
श्री अरबिन्द मंडल , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, पुपरी 
श्री अरूण कुमार झा , अनुमंडल पदाधिकारी , सदर मधुबनी 
श्री राशिद कलीम अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी 
श्री मो 0 शाहिद परवेज , अनुमंडल पदाधिकारी , झंझारपुर 
श्री बिनोद कुमार पंकज , अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर 
श्री अरूण कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास 
श्री विमल कुमार मंडल , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, सदर मधुबनी 
श्री गणेश कुमार , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, बेनीपट्टी 
श्री अरूण कुमार सिंह, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जयनगर 
श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, फुलपरास 
श्री सुधांशु शेखर, भूमि सुधार उप - समाहर्ता 
श्री अमरेश कुमार अमर, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ 
श्री सूरज कुमार सिन्हा, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहारशरीफ 
श्री मनीष शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर 
श्री सन्तोष कुमार, भूमि सुधार उप - समाहर्ता, राजगीर 
श्री आशुतोष सिंह, वीरय उप - समाहर्ता राजगीर 
श्री चन्द्रशेखर प्रसाद , अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा 
श्री पवन कुमार मंडल , भूमि सुधार उप - समाहर्ता, बिहारशरीफ 


सीतामढ़ी सदर अनुमंडल 
सीतामढ़ी अनुमंडल 
सीतामढ़ी अनुमंडल 
सीतामढ़ी अनुमंडल 
सीतामढ़ी अनुमंडल 
बेलसंड अनुमंडल 
बेलसंड अनुमंडल 
पुपरी अनुमंडल 
पुपरी अनुमंडल 
मधुबनी सदर अनुमंडल 
बेनीपट्टी अनुमंडल 
झंझारपुर अनुमंडल 
जयनगर अनुमंडल 
फुलपरास अनुमंडल 
मधुबनी सदर अनुमंडल 
बेनीपट्टी अनुमंडल 
जयनगर अनुमंडल 
फुलपरास अनुमंडल 
झंझारपुर अनुमंडल 
बिहारशरीफ अनुमंडल 
बिहारशरीफ अनुमंडल 
राजगीर अनुमंडल 
राजगीर अनुमंडल 
राजगीर अनुमंडल 
हिलसा अनुमंडल 
बिहारशरीफ अनुमंडल 


14. 


15. 
16. 


17 . 


18. 


19. 


20 . 


21. 


22. 


23. 


24. 
25. 


26 . 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 5th July 2010 
No 310 A- In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub- Section (i) of 
Section 13 of the Code of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the Executive Officers, named in 
column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrate of the 2nd Class for a 
period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned 
against their name in column no . 3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 


66 


ROER JIGIC , 1 Pcsok 2010 


1 


EXAMINATION ACT, 1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 
1973. 

These officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT,1981. as 
are covered by Section 261 of the Cr.Pc. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 

Name of officer with designation and places of Jurisdiction for which 
SI. 
posting 

powers are vested . 
1 . 2 

3 
Shri Rajesh Kumar, S.D.O. Sitamarhi Sadar 

Sitamarhi Sadar Subdivision 
2 . Sri Mahfooz Alam , Sr. Deputy Collector, Sitamarhi Sitamarhi Subdivision 
3 . Sri Kishore Kumar Prasad , 

Sitamarhi Subdivision 
Sr. Deputy Collector , Sitamarhi 
4 . Sri Suresh , Sr. Deputy Collector, Sitamarhi 

Sitamarhi Subdivision 
5 . Sri Sunil Kumar Jha , Sr. Deputy Collector, Sitamarhi Sitamarhi Subdivision 
6 . Sri Vidyanand Singh , S.D.O. Belsund 

Belsund Subdivision 
7 . Sri Rajnish Kumar, L.R.D.C. Belsund 

Belsund Subdivision 
8 . Sri Ujjwal Kumar Singh , S.D.O. Poopri 

Poopri Subdivision 
9 . Sri Arvind Mandal, L.R.D.C. Poopri 

Poopri Subdivision 
Sri Arun Kumar Jha , S.D.O. Sadar Madhubani Madhubani Sadar Subdivision 
11 . Sri Rashid Kalim Ansari, S.D.O. Benipatti 

Benipatti Subdivision 
12 . Sri Md. Shahid Parwez , S.D.O. Jhanjharpur 

Jhanjharpur Subdivision 
13 . Sri Binod Kumar Pankaj, S.D.O. Jai Nagar 

Jai Nagar Subdivision 
14 . Sri Arun Kumar Singh , S.D.O. Phoolparas 

Phoolparas Subdivision 
15 . Sri Bimal Kumar Mandal, L.R.D.C . Sadar Madhubani Madhubani Sadar Subdivision 
16 . Sri Ganesh Kumar , L.R.D.C. Benipatti 

Benipatti Subdivision 
17 . Sri Arun Kumar Singh , L.R.D.C. Jai Nagar 

Jai Nagar Subdivision 
18 . Sri Sanjay Kumar, L.R.D.C. Phoolparas 

Phoolparas Subdivision 
19 . Sri Sudhanshu Shekhar, L.R.D.C. Jhanjharpur Jhanjharpur Subdivision 
Sri Amresh Kumar Amar, S.D.O. Biharsharif 

Biharsharif Subdivision 
21. Sri Suraj Kumar Sinha, L.R.D.C. Biharsharif 

Biharsharif Subdivision 
Sri Manish Sharma, S.D.O. Rajgir 

Rajgir Subdivision 
23 . Sri Santosh Kumar, L.R.D.C. Rajgir 

Rajgir Subdivision 
24 . Sri Ashutosh Singh , Sr.Deputy Collector, Rajgir Rajgir Subdivision 
25 . Sri Chandra Shekhar Prasad , S.D.O. Hilsa 

Hilsa Subdivision 
26 . Sri Pawan Kumar Mandal, L.R.D.C. Biharsharif Biharsharif Subdivision 


10 . 


20 . 


22 . 


By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


13 valg 2010 
संख्या 313 0 — SA PET Pru , 374 fod ga HT FERITETIT, Hus on piano đ 3744 fu ya 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

महानिबंधक । 


वी 0 वी 0 पाठक , 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


67 


The 13th July 2010 
No. 313 A- Sri Jagannath Rai , Additional District and Sessions Judge, Jamui, is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Sitamarhi. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


13 जुलाई 2010 
संख्या 314 नि 0 श्रीमति सुषमा सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी , को बाढ़ के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 13th July 2010 
No. 314 A- Smt. Sushma Sinha , Additional District and Sessions Judge , Motihari , is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Barh . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


14 जुलाई 2010 
संख्या 315 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री विपिन दत्त पाठक, प्रधान न्यायाधिश, परिवार 
न्यायालय, मधेपुरा , की सेवायें उनके , परिवहन विभाग , बिहार , पटना के अर्न्तगत अध्यक्ष, बिहार राज्य परिवहन अपीलिय 
न्यायाधिकरण, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी 
प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 14th July 2010 
No. 315 A - On being relieved of his present assignment the servicees of Sri Bipin Dutta 
Pathak, Principal Judge, Family Court, Madhepura, are placed at the disposal of the State 
Government in the Department of General Administration , Patna on his appointment as the 
Chairman , Bihar State Transport Appellate Tribunal, Patna , on deputation basis for a maximum 
period of three years . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


22 जुलाई 2010 
संख्या 324 नि 0 — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि ) को तालिका स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय 
द्वारा आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर, न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की 
संख्या एवं वर्तमान पदस्थापन का ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान श्रृंखला 
स्थान जजी सहित 

स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 
श्री कृष्ण गोपाल, अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

अतिरिक्त सहाय्य के 
न्यायिक दण्डाधिकारी, समस्तीपुर ब) दलसिंगसराय 
( समस्तीपुर ) 

स) समस्तीपुर 


1 


रूप में 


उच्च न्यायालय के आदेश से 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


, 


68 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


The 22nd July 2010 
No. 324 A – The Judicial Officer of the rank of Civil Judge ( Junior Division ) named in column no . 
2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate on being vested with necessary 
Magisterial powers by the Court in the Judgeship and station mentioned in column no . 3 and in chain of 
transfer noted in column no . 4 of the said table : 

Name of the Officer a ) Designation at the new station . 
with designation and b ) Place where the Officer is to be 

Chain of 
Sl. No. place of posting with stationed . 

transfer 
Judgeship 

c ) Name of the Judgeship in which 

appointed on transfer. 
Sri Krishna Gopal a ) Judicial Magistrate 

As an Additional 
Judicial Magistrate , b) Dalsingsarai 

help 
Samastipur 

c ) Samastipur 
(Samastipur ) 


-- 


By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


22 जुलाई 2010 
संख्या 325 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अर्न्तगत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक 
न्यायाधीश, कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं । 


क्रम संख्या 


जिला का नाम 


1 . 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा 

वर्तमान पदस्थापन का स्थान 
श्री कृष्ण गोपाल , 
न्यायिक दण्डाधिकारी, समस्तीपुर 
जिनका स्थानांतरण दलसिंगसराय के न्यायिक 
दण्डाधिकारी के रूप में हुआ है । 


समस्तीपुर 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 22nd July 2010 
No. 325 A- In exercise of the powers conferred under Sub- Section ( 3) of Section 11 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Judicial 
Magistrate ( Civil Judge, Junior Division) named in column no.2 of the table given below, the powers of a 
JudicialMagistrates of the 1st Class for the district noted against his name in column no.3 of the table . 


Sl. No. 


Name of the Officer with designation and present place of posting 


Name of the 

District 
Samastipur 


1 . 


Sri Krishna Gopal, Judicial Magistrate , Samastipur, 
Under orders of transfer to Dalsingsarai as Judicial Magistrate 


By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


69 


22 जुलाई 2010 
संख्या 326 नि 0 श्री राजीव श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा, के नवादा के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 22nd July 2010 
No. 326 A- Sri Rajiv Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Chapra is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Nawadah . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


23 जुलाई 2010 
संख्या 330 नि ० निम्नलिखित असैनिक न्यायधीश कनीय कोटि जो सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
त्वरित न्यायालय के रूप में कार्यरत हैं , इस तालिका के स्तंभ -३ में अपने नाम के सामने उल्लिखित तिथि से असैनिक 
न्यायाधीश ‘वरीय कोटि पद पर मौलिक रूप से संपुष्ट किये जाते हैं : - 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , एवं पदस्थापन का स्थान 

तिथि 
1 . श्री अफजालुर रहमान 

01-07-03 
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश 

( त्वरित न्यायालय ), समस्तीपुर 
2 . श्री शत्रुध्न शर्मा 

01-05-04 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
( त्वरित न्यायालय ), सहरसा 
श्री सुभाश चन्द्र प्रसाद 

01-07-04 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 

( त्वरित न्यायालय ), आरा 
4 . श्री कान्त प्रसाद 

01-11-04 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 

( त्वरित न्यायालय ), मोतिहारी 
5 . श्री बलराम सिंह 

01-12-04 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
( त्वरित न्यायालय ), बिहारशरीफ 


3 . 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


Sl. 


The 23rd July 2010 
No. 330 A – The following Civil Judge ( Junior Division ) presently officiating as 
Additional District and Sessions Judge ( Fast Track Court ), are appointed substantively in the 
rank of Civil Judge ( Senior Division ) w.e.f. the date mention against their respective names in 
the column 3 of the table given below : - 
Name Designation with present place of posting 

Date 
1 . Shri Afzalur Rahman , 

1.07.2003 
Additional District and Sessions Judge , Fast Track Court , 

Samastipur 
2 . Shri Shatrughan Sharma, 

1.5.2004 
Additional District and Sessions Judge , 
Fast Track Court, Saharsa 


70 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


SI. 
3 . 


Date 
1.7.2004 


4 . 


1.11.2004 


Name Designation with present place of posting 
Shri Subhash Chandra Prasad 
Additional District and Sessions Judge , 
Fast Track Court, Ara 
Shri Kanta Prasad 
Additional District and Sessions Judge , 
Fast Track Court , Ara 
Shri Balram Singh 
Additional District and Sessions Judge , 
Fast Track Court, Biharsharif 


5 . 


1.12.2004 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


23 जुलाई 2010 
संख्या 331 नि 0 श्री रूद्र प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा, को भभुआ के अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 23rd July 2010 
No.331A - Sri Rudra Pratap Singh, Additional District and Sessions Judge, Saharsa, is 
transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Bhabhua . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


26 जुलाई 2010 
संख्या 337 नि 0 - निम्न तालिका के स्तंम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित 
जजी एवं स्थान पर तथा स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 

अ ) नये स्थान का पदनाम 
पदाधिकारी का नाम , 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित 
क्रम पदनाम एवं पदस्थापन का रहने का स्थान 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या स्थान ( जजी सहित ) 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरणोपरांत नियुक्त 

किये जाते हैं । 
1 2 3 

4 
1 . श्री त्रिलोकी नाथ तिवारी, अ) अवर न्यायाधीश 

तदर्थ आधार पर अपर जिला 
अवर न्यायाधीश , मुजफ्फरपुर ब ) खगड़िया 

एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
( मुजफ्फरपुर) स ) खगड़िया 

प्रोन्नत श्री निरंजन सिंह के 
स्थान पर । 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 26th July 2010 
No. 337A- The Judicial Officer of the rank of Civil Judge ( Senior Division) named in 
column no . 2 of the table given below is appointed as Subordinate Judge in the Judgeship to be 
stationed ordinarily at the place mentioned in column no . 3 and in the chain specified in column 
no . 4 of the table . 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


71 


SI. 
No. 


Chain of transfer 


Name of the Officer 
with designation and 
present place of 
posting (with 
Judgeship ) 

2 
Sri Triloki Nath 
Tiwary , Sub Judge , 
Muzaffarpur 
(Muzaffarpur) 


a ) Designation at the new station 
b ) Place where the officer is to be 

ordinarily stationed at 
c ) Name of the Judgeship in 
which appointed on transfer 

3 
a ) Sub Judge 
b ) Khagaria 
c ) Khagaria 


1 


1 . 


4 
Vice Sri Niranjan 
Singh since promoted 
as A.D.J., F.T.C. on 
adhoc basis . 


By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


26 जुलाई 2010 
संख्या 338 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश को 
स्तम्भ -3 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान 
की जाती है । 

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त 
किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
संख्या 
1 2 

3 
1 . श्री त्रिलोकी नाथ तिवारी , अवर न्यायाधीश , मुजफ्फरपुर 

खगड़िया 
जिनका स्थानांतरण खगडिया के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 26th July 2010 
No. 338A- In exercise of the powers conferred under Sub-Section( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act- 2 of 1974 ), the High Court are pleased to confer upon the Subordinate 
Judge named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial Magistrate of the first 
Class for the district noted against his namein column no . 3 of the table . 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 1 ) of Section 12 of the said 
Criminal Procedure Code the officer is also appointed as Chief Judicial Magistrate for the district noted 
against his name in column no . 3 of the table . 

Nameof the Officer with designation 
SI . No. 

Name of the District 
and place ofposting 
1 . 2 . 

3 . 
1 Sri Triloki Nath Tiwary , 
Sub Judge, Muzaffarpur 

Khagaria 
under orders of transfer to Khagaria as Sub Judge 

By order of the High Court , 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


72 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


26 जुलाई 2010 
संख्या 339 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 9 की उप - धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके 
नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

सत्र प्रमंडल का नाम 
संख्या 
1 2 

3 
1 . श्री त्रिलोकी नाथ तिवारी , 

खगडिया 
अवर न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर 
जिनका स्थानांतरण खगड़िया के अवर न्यायाधीश - सह - मुख्य 
न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 26th July 2010 
No. 339 A —In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 9 of 
the Code of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to appoint the 
Judicial Officer named in Column -2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the 
Sessions Division noted against his name in Column 3 of the table. 

Name of the Officer with designation 
Sl. No. 

Name of the Sessions Division 
and place of posting 
2 

3 
1 . Sri Triloki Nath Tiwary , 

Khagaria 
Sub Judge, Muzaffarpur 
under orders of transfer to Khagaria as Sub 
Judge -cum -C.J.M . 


1 


By order of the High Court, 
B.B.PATHAK , Registrar General. 


30 जुलाई 2010 
संख्या 348 नि 0 श्री ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, छपरा को मधुबनी के जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से. 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 30th July 2010 
No. 348A- Sri Gyaneshwar Srivastava, Principal Judge , Family Court , Chapra , is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Madhubani. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


30 जुलाई 2010 
संख्या 349 निo— श्री हरेन्द्र नाथ तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी को भभुआ स्थित कैमुर के 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


73 


न्यायालय की पूर्व अधिसूचना संख्या -257 नि ०, दिनांक 13 मई 2010 जिसके द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति सचिव , बिहार विधान सभा, पटना, के रूप में पदस्थापित को , भभुआ स्थित कैमुर के जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया गया था , को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक, महानिबंधक । 


The 30th July 2010 
No. 349A— Sri Harendra Nath Tiwary , Principal Judge , Family Court, Sitamarhi, is 
transferred and posted as District and Sessions Judge of Kaimur at Bhabhua . 

Court s earlier Notification No. 257 dated 13th May 2010 whereby Sri Surendra Prasad 
Sharma, District and Sessions Judge, presently posted as Secretary , Bihar Vidhan Sabha, Patna , 
was transferred and posted as District and Sessions Judge of Kaimur at Bhabhua , stands 
cancelled herewith . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK, Registrar General. 


30 जुलाई 2010 
संख्या 347 नि 0 — श्री विनोद कुमार सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना को समस्तीपुर के जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 30th July 2010 
No. 347 A- Sri Vinod Kumar Sinha, Principal Judge , Family Court, Patna , is transferred 
and posted as District and Sessions Judge of Samastipur . 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , Registrar General. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 150 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


74 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


75 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पटना उच्च न्यायालय 


शुद्धि - पत्र 

11 मई 2010 
संख्या 249 नि ० — ज्ञाप संख्या 5016-20 दिनांक 18 मार्च 2010 द्वारा निर्गत उच्च न्यायालय की अधिसूचना 
संख्या 175 नि ० दिनांक 18 मार्च 2010 के क्रम संख्या 3 पर वर्णित श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, अनुमंडल दंडाधिकारी, 
रोसड़ा के क्षेत्राधिकार को दलसिंहसराय अनुमंडल के स्थान पर, रोसड़ा अनुमंडल पढ़ा जाय । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
वी 0 वी 0 पाठक , महानिबंधक । 


The 11th May 2010 
No. 249 A – The area of Jurisdiction , mentioned at Sl. No. 3 against the name of Sri Ajay Kumar 
Srivastava , S.D.M.Rosera in Courts Notification no . 175 A dated 18th March 2010 , issued vide memo 
no . 5016-20 dated 18th March 2010 may be read as Rosera Sub Division in place of Dalsingsarai Sub 
Division. 

By order of the High Court, 
B.B. PATHAK , RegistrarGeneral. 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

17 अगस्त 2010 
सं ० प्र०2 / स्था०-07-14 / 2010-12368(s ) — विभागीय अधिसूचना संख्या-5308(एस), दिनांक 31 जुलाई 2004 
सह – पठित ज्ञापांक 5309 ( एस), दिनांक 31 जुलाई 2004 द्वारा श्री अरविन्द कुमार की नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक ) 
के पद पर की गई है । उक्त अधिसूचना के क्रमांक -122 पर श्री कुमार का नाम अंकित है । जिसमें इनका स्थायी पता 
पी ० एन ० टी ० कॉलोनी, क्वाटर नं०-15 टाईप -2 किदवईपुरी, पटना हैं । श्री कुमार का स्थायी पत्ता सरकारी आवास का पता 
है । इस संबंध में श्री कुमार दिनांक 15 मई 2010 को आवेदन देकर अस्थायी पत्ता में परिर्वतन का अनुरोध किये है । 
तआलोक में सम्यक विचारोपरांत उनका स्थायी पत्ता निम्न रूप में परिर्वतित किया जाता है : 
मुहल्लाह 

धब्बौल बाजार 
पोस्ट 

बनियापुर 
जिला 

सारण, बिहार 


घनाव 


थाना 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप सचिव ( प्र० को ०) । 


76 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


जल संसाधन विभाग 


पटना 


अधिसूचनाएं 

21 जुलाई 2010 
संख्या -7 / प्रो0-3-1002 / 2010-728 - जल संसाधन विभाग, बिहार, 

का अधिसूचना संख्या 
7 / प्रो0-3-1002 / 2004 ( अंश-I)-1233, पटना दिनांक 11 मई 2006 में संलग्न अनुसूची ख के क्रमांक -138 के समक्ष 
उल्लिखित श्री सच्चिदानन्द सिंह, वरीयता -3355 , गुह जिला - रोहतास, आई0 डी0-2572 को स्तम्भ (5 ) में अंकित 
तिथि 9 अगस्त 1999 से स्तम्भ (6) में अंकित वेतनमान् 10000-325-15200 / -में प्रदत्त प्रथम वेतन उन्नयन को रद्द किया 
जाता है । 

2. उक्त वेतन उन्नयन के स्वीकृति के फलस्वरूप भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली / समायोजन उन्हें मिलने 
वाले मासिक वेतनादि का अधिक से अधिक 50 प्रतिशत की माहवारी कटौती के द्वारा उनके सेवाकाल तक की जाएगी एवं 
यदि कोई राशि शेष रह जाती है तो उसकी वसूली / समायोजन उनके सेवा निवृत्ति पावना से एक मुस्त की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार प्रसाद, संयुक्त सचिव( प्रबंधन ) । 


जल संसाधन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

4 अगस्त 2010 
सं 0 8 / पी 3-06 / 2010–4285 — जल संसाधन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 3208 दि 0 14 जून 2010 के 
क्र 0 सं0- 1 से 4 के सामने स्तम्भ -5 एवं 6 में अंकित बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता निदेशालय, अनिसाबाद , पटना के स्थान पर 
सहायक निदेशक , बाढ़ प्रबंधन सूचना सुधार सहायता निदेशालय , पटना नया नाम सहायक निदेशक , बाढ़ प्रबंधन सुधार 
सहायक केन्द्र , पटना पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
शेष यथावत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, विशेष सचिव । 


13 जुलाई 2010 
सं 0 8 / पी 3-06 / 2009-3747 — जल संसाधन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2018 दि 0 18 जून 2009 के 
क्रमांक -225 के सामने स्तम्भ -6 में अंकित प्रा 0 पदा0, सारण नहर प्र0, आंदर, मुख्यालय -सिवान के स्थान पर प्रा 0 पदा 0, जल 
निस्सरण प्रमंडल , सिवान पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
शेष यथावत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, विशेष सचिव । 


13 जुलाई 2010 


सं 0 8 / पी 3-05 / 2010-3748 — जल संसाधन विभाग , बिहार की अधिसूचना संख्या 3065 दिनांक 4 जून 2010 के 
क्रमांक -12 के सामने स्तम्भ -4 में अंकित औरंगाबाद एवं स्तम्भ -5 में अंकित उत्तर कोयल नहर प्रमंडल , मदनपुर 

के स्थान 
क्रमशः दरभंगा एवं पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल , झंझारपुर पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
शेष यथावत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, विशेष सचिव । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


77 


15 जुलाई 2010 
संख्या-8/ शोध - स्था0-10-05 / 09-3874 - जल संसाधन विभाग , बिहार की अधिसूचना संख्या 3044 दिनांक 
3 जून 2010 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है: 

1. अधिसूचना की अनुसूची क के क्रमांक -4 के सामने स्तम्भ - योगदान की तिथि में अंकित 18 मई 1988 
एवं स्तम्भ - प्रथम ए0 सी 0 पी 0 (12 वर्ष) की देय तिथि में अंकित 18 मई 2000 के स्थान पर क्रमशः 1 नवम्बर 1987 
एवं 1 नवम्बर 1999 संशोधित रूप में पढ़ा जाय। 
2. अधिसूचना की अनुसूची क के क्रमांक-17 के सामने स्तम्भ- योगदान की तिथि में अंकित 

जून 
1966 एवं स्तम्भ - द्वितीय ए0 सी 0 पी 0 (24 वर्ष ) की देय तिथि में अंकित 9 अगस्त 1999 के स्थान पर क्रमशः 30 
जुलाई 1977 एवं 30 जुलाई 2001 संशोधित रूप में पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
शेष यथावत् रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, विशेष सचिव । 


30 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 अगस्त 2010 
अधिसूचना संख्या -1 / अ 0 प्र0-12-54 / 07 ( खंड ) 9613 — पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4120 (एस) 
दिनांक 19 मार्च 2010 के द्वारा लखीसराय जिलान्तर्गत एन0 एच0 80 किउल रेलवे स्टेशन पथ से कुन्दर होकर जमुई रेलवे 
स्टेशन तक तथा जमालपुर धरहरा कजरा पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तानान्तरित करने हेतु दायित्व रहित अनापत्ति 
प्रमाण पत्र की मांग की गई । 

तद्नुसार विभागीय ज्ञापांक 5371 दिनांक 6 मई 2010 द्वारा कार्यपालक अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , 
शेखपुरा से उक्त पथों के संबंध में दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र की गई । 

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , शेखपुरा के पत्रांक 488 दिनांक 14 मई 2010 के आलोक 
में नीचे वर्णित पथों को पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को हस्तानान्तरित करने हेतु सरकार की अनापति संसूचित की 
जाती है: 

कार्य 
कमांक 

पथ की लम्बाई 
प्रमंडल / जिला 

(1) किउल रेलवे स्टेशन से धनशी तक 
शेखपुरा / जमुई 

12.12 कि 0 मी 0 
(2) जितेन्द्र हाल्ट रेलवे गुमटी से कुन्दर लखीसराय 
लखीसराय 
जिला सीमा तक 

5.33 कि 0 मी 0 

7.45 कि 0 मी 0 
जमालपुर धरहरा कजरा पथ के 20.15 कि 0 मी 0 से 27.60 
शेखपुरा / मुंगेर 

कि 0 मी 0 तक 


पथ का नाम 


1 . 


2 . 


आदेश से . 
जनक राम, अभियंता प्रमुख । 


20 अगस्त 2010 
सं0-2 / अ 0 प्र0-11-1 / 2010-9532 - पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8010 दिनांक 28 मई 2010 द्वारा 
गया एवं जहानाबाद जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में हस्तानान्तरण हेतु दायित्व रहित 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र निर्गत करने की मांग की गई । 

तदनुसार ग्रामीण कार्य विभाग के पत्र सं0 7555 अनु ० दिनांक 8 जुलाई 2010 एवं 7556 दिनांक 8 जुलाई 2010 
द्वारा कार्य प्रमंडल , भोरघाटी एवं जहानाबाद से उक्त पथों के संबंध में दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई । 

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भोरघाटी के पत्रांक 541 अनु० दिनांक 4 अगस्त 2010 एवं 
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के पत्रांक 876 दिनांक 24 जून 2010, 1075 अनु० दिनांक 
31 जुलाई 2010 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 04 अगसत 2010 से प्राप्त प्रतिवेदन / अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न पथों 
को पथ निर्माण विभाग में हस्तानान्तरण करने हेतु सरकार की अनापत्ति संसूचित की जाती है : 


78 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


क्रमांक 


कार्य प्रमंडल / जिला 


पथ का नाम 


पथ की लम्बाई 
( कि 0 मी 0 में ) 

26.50 


1 . 


शेरघाटी / गया 


जी 0 टी 0 रोड भलुआ भतगढ़ - केवला पहाड़पुर पथ 
घनगाई बाजार से शिवगंज वी 0 वी 0 पेसरा होते हुए भाोभ 
जी 0 टी 0 रोड तक 


14.00 


2 . 


तथैव 


13.30 


3 . 


तथैव 


वी 0 वी 0 पेसरा - कुरम्भा भदैया - लाडू – कोसला - बोधगया पथ 


16.00 


4 


तथैव 


मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय से पहाड़पुर भाया लखईपुर पथ 


10.00 


5 . 


जहानाबाद / जहानाबाद 


बंधुगंज - भरथा - सुखियॉवा भाया टेरा - बेरा पथ 


27.00 


6 . 


तथैव 


हुलासगंज - कोड़ा - सोनवा - मखदुमपुर - पंटुबिगहा पथ 


8.10 


7 . 


तथैव 


पटना गया पथ से सरथुआ मंदिल पथ 


2.50 


8 . 


तथैव 


केयाल मोड़ से महावीरगंज भाया केयाल ग्राम पथ 


10.50 


9 . 


तथैव 


सकुराबाद से कुर्था पथ 


7.0 


10 . 


तथैव 


घोसी - धामापुर पथ 


आदेश से . 
जनक राम, अभियंता प्रमुख । 


सं ० 1668 


खान एवं भूतत्व विभाग 


संकल्प 


25 अगस्त 2010 
विषयः- राज्य सेवाओं के राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ “ विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन । 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार के पत्रांक 25 दिनांक 2 जनवरी 1991 के आलोक में खान एवं भूतत्व 
विभाग अथवा इसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत कार्यालयों में संवर्गीय सहायक निदेशक , उप निदेशक एवं अपर निदेशक के 
राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति के बिन्दु पर विचार करने हेतु “विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नांकित रूप में किया जाता है : 
1 . सदस्य , राजस्व पर्षद 

अध्यक्ष 
2 . प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग 

सदस्य 
3 . खान आयुक्त / प्रधान सचिव 
खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार 

सदस्य 
4 . सामान्य प्रशासन विभाग का 
एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर नहीं हो 

सदस्य 
5 . श्री धनेश्वर प्रसाद चौधरी , 

संयुक्त निदेशक , समाज कल्याण विभाग । 
इनके अनुपस्थिति में श्री भगत चौधरी , उप सचिव, 
गृह (विशेष ) विभाग 

सदस्य 
2. इस संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प / अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


79 


आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी पचास प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय । साथ ही , इसकी सूचना सभी विभागाध्यक्ष/ सदस्य , 
राजस्व पर्षद को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
मधु गुप्ता , संयुक्त सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 


17 अगस्त 2010 


सं01 / रा.स्था .- 1 / 2006–3398 — विभागीय अधिसूचना सं0-748, दिनांक 18 फरवरी 2010 में आंशिक संशोधन 
करते हुए सहकारिता विभाग के सचिवालय प्रभाग के अन्तर्गत लोक सूचना पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने के 
लिए श्री रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव , सहकारिता विभाग को अपीलीय प्राधिकार के रूप में अगले आदेश तक अधिसूचित 
किया जाता है । 
2. यह तुरंत प्रवृत होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

ललन राय , उप सचिव । 


कार्यालय मुख्य अभियंता 
लघु जल संसाधन विभाग, पटना । 


कार्यालय आदेश 

6 अगस्त 2010 
रां संख्या मु.अ.ल.सिं.अनु.- 291 / 2009-1070 — जिला अनुकम्पा समिति, औरंगाबाद के ज्ञापांक -174 मु., दिनांक 26 
अगस्त 2009 द्वारा की गयी अनुशंसा में निहित विभागीय निदेश के 

अनुपालन में स्व . विजय कुमार सिन्हा, मेंठ लघु 

सिंचाई 
प्रमंडल , औरंगाबाद के आश्रित पुत्र श्री राहुल सिन्हा को लघु सिंचाई प्रमंडल भभुआ के अंतर्गत रिक्त पत्राचार लिपिक के 
विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान 3050-4590 का पुनरीक्षित वेतनमान 5210-20200 ग्रेड पे -1900 
रू . में तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त 
किया जाता है जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है । 

2. श्री राहुल सिन्हा पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । 
योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य 
प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय 
में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व . विजय कुमार सिन्हा के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी 
अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भभुआ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी 
जाँच कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, भभुआ स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे । 

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका- । ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, 

लघु 
सिंचाई प्रमंडल , भभुआ द्वारा करा लिया जायेगा । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पटना के परिपत्र संख्या -13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 
के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी 
प्रकार की त्रुटि पायी जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 
इस संबंध में श्री राहुल सिन्हा को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री राहुल सिन्हा की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 

5. गलत तथ्यों तथा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय 
एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

6. वित्त विभाग के संकल्प सं. - 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प सं. - 2469 दिनांक 16 नवम्बर 2005 के 
अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे । 

7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के 
समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 


80 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा । 
योगदान करने हेतु श्री राहुल सिन्हा को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

आदेश से, 
( ह० ) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता । 


6 अगस्त 2010 


रां संख्या मु.अ.ल.सिं.अनु .-79 / 2010-1069 — जिला अनुकम्पा समिति, भोजपूर , आरा के ज्ञापांक -5 मु . दिनांक 
27 मार्च 2010 द्वारा की गयी अनुशंसा में निहित विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व . राजेन्द्र पाण्डेय, चौकीदार, लघु सिंचाई 
प्रमंडल , आरा के आश्रित पुत्र श्री पवन कुमार पाण्डेय को लघु सिंचाई प्रमंडल आरा के अंतर्गत रिक्त कोषरक्षक के पद के 
विरूद्ध चतुर्थ श्रेणी के पद पर वेतनमान 2750-4400 का पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे -1800 रू. में तथा सरकार 
द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे 
बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है । 

2. श्री पवन कुमार पाण्डेय पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने 
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र , आय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र, 
न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व . राजेन्द्र पाण्डेय के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने 
संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा 
जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत 


करेंगे । 


3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या -13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका- । ख) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, लघु 
सिंचाई प्रमंडल , आरा द्वारा करा लिया जायेगा । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पटना के परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार 
की त्रुटि पायी जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस 
संबंध में श्री पवन कुमार पाण्डेय को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक 
अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे उक्त पदाधिकारी श्री पवन कुमार पाण्डेय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित 


रखेंगे । 


5. गलत तथ्यों तथा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय 
एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

6. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प सं0-2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 
के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे । 

7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के 
समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री राहुल सिन्हा को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , मुख्य 

अभियंता । 


कार्यालय आदेश 

29 जुलाई 2010 
सं ० रां सं ० मु.अ.ल.सिं.अनु. - 195 / 2009-1026 — जिला अनुकम्पा समिति , पटना के ज्ञापांक -58 दिनांक 11 जनवरी 
2010 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व . विनोद प्रसाद, कार्यालय चपरासी, लघु सिचाई रूपांकन प्रमंडल , पटना के 
आश्रित पुत्र श्री रविकान्त 

कुमार 

को लघु 

सिंचाई अन्वेषण अंचल, पटना के अंतर्गत पत्राचार लिपिक के विरूद्ध निम्नवर्गीय 
लिपिक तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान 3050-4590 का पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200 के अंतर्गत ग्रेड पे -1900 रू . में 
तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया 
जाता है जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है । 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


81 


- 


2. श्री रविकान्त कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान 
देंगे । योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने 
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र , आय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र , 
न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व. विनोद प्रसाद के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी 
अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अन्वेषण अंचल, पटना के समक्ष प्रस्तुत करना होगा 
जिसकी जाँच अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई अन्वे० अंचल , पटना स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान 
स्वीकृत करेंगे । 

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या -13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका- । ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन अधीक्षण अभियंता, लघु 
सिंचाई अन्वेषण अंचल, पटना द्वारा करा लिया जायेगा । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पटना के परिपत्र संख्या -13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -7 
के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी 
प्रकार की त्रुटि पायी जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 
इस संबंध में श्री रविकान्त कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी अधीक्षण 
अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री रविकान्त कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित 


रखेंगे । 


5. गलत तथ्यों तथा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय 
एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

6. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प सं0 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के 
अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे । 

7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता के 
समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणित कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु श्री रविकान्त कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , मुख्य अभियंता । 


। 


कार्यालय मुख्य अभियंता 
लघु जल संसाधन विभाग, पटना । 


शुद्धि - पत्र 

16 अगस्त 2010 
सं ० मु.अ. / ल.सिं.( अनुकंपा) -79 / 10-1105 — मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग , पटना के कार्यालय आदेश 
सं ० 1069 दिनांक 6 अगस्त 2010 द्वारा स्व ० राजेन्द्र पाण्डेय, चौकीदार, लघु सिंचाई प्रमंडल , आरा के आश्रित पुत्र पवन कुमार 
पांडेय को लघु सिंचाई प्रमंडल , आरा के अन्तर्गत रिक्त कोषरक्षक के पद के विरूद्ध चतुर्थ श्रेणी पद पर वेतनमान् / 
2750-4400 का पुनरीक्षित वेतनमान् 5200-20200 ग्रेड पे -1300 के स्थान पर 2610-3540 का पुनरीक्षित वेतनमान् 
4440-7740 ग्रेड पे -1400 पढ़ा जाय । कृपया इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
शेष पूर्ववत रहेगा । 

आदेश से . 
( ह० ) अस्पष्ट, मुख्य अभियंता । 


। 


मानव संसाधन विकास विभाग 


शुद्धि - पत्र 

24 जुलाई 2010 
संख्या -3 / आ02-63 / 08-698 — अधिसूचना संख्या -1021 दिनांक 14 अक्तूबर 2009 जो श्री ठाकुर मनोरंजन 
प्रसाद, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक , मोतिहारी - सह -जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चम्पारण , 
मोतिहारी के दण्डादेश से सम्बन्धित है, की कंडिका संख्या-6 में " चेतावनी की सजा के साथ निलम्बन मुक्त करते हुए गठित 


. 


82 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया " के स्थान पर " चेतावनी की सजा के साथ निलम्बन मुक्त 

करते हुए 

विभागीय 
कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लिया गया पढ़ा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार वर्मा, 
निदेशक( प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

24-571 + 150 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


83 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 


17 अगस्त 2010 


संख्या 1 / नि.को . ( रा.आ .) - सी.ए.- 01 / 2010 / 3428 — श्री पारसनाथ प्रसाद , जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा 
को मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के अन्वेषण ब्यूरो , पटना के धावादल द्वारा दिनांक 23 जून 2010 को रु. - 35000.00 (पैंतीस 
हजार ) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है । इस क्रम में निगरानी थाना काण्ड 
सं . - 048 / 2010 दायर किया गया है । 

2. उक्त आलोक में , लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 
9(2)( क) के तहत श्री प्रसाद को दिनांक 23 जून 2010 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में, श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के 
नियम -10 के प्रावधानों के अनुसार अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर 
अनुमान्य महँगाई भत्ता देय होगा । इन्हें निलंबन भत्ता का भुगतान संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल , पटना 
के कार्यालय से किया जायेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


गुप्तेश्वर प्रसाद, उप - सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

23 जुलाई 2010 
संख्या :-कौन / भी -101 / 09-209 —निगरानी थाना कांड सं0-011 / 2009 दिनांक 7 फरवरी 2009 
धारा -7 / 13 ( 2) सह पठित धारा -13 (1) ( डी ०) भ्र ० नि ० अधि ० 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री वकील प्रसाद 
यादव, तत्कालीन वाणिज्य कर पदाधिकारी , सीतामढ़ी अंचल को विभागीय अधिसूचना सं०-16 दिनांक -19 फरवरी 


84 


बिहार गजट , 1 सितम्बर 2010 


2009 द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2009 (न्यायिक हिरासत में लिए जाने की तिथि ) के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया 


गया । 


चूँकि उक्त थाना कांड सक्षम न्यायालय के विचाराधीन है तथा इनकी निलंबन अवधि दिनांक 6 फरवरी 
2010 को एक वर्ष से अधिक हो गयी है, इसलिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 
2005 के नियम -10 (1) (i) के प्रावधानानुसार इनके जीवन निर्वाह भत्ता में दिनांक 6 फरवरी 2010 के प्रभाव 
से 50 (पचास ) प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का 75 (पचहत्तर ) प्रतिशत किया 
जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


( ह ० )–अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


, 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


